वेदों का महत्व 
और 
उनके प्रचार के उपाय 





: लेखक : 


युधिष्टिर मीमांसक 


मीमांसक-लेखांवली 
वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 


( वेदविषयक: प्रथमो भागः ) 


[ पं०-युधिष्ठिर-मीमांसक-जन्मशती-संस्करण ] 





(6)५/4/4/0000/5 


लेखक:ः- 
युधिष्ठिरों मीमांसकः 


समपण 


जिस ने मुझे जन्म दिया, शोर - 
स्वीय ब्राह्मण कुल परम्परा के अनुसार 
गुण-कंमं-स्वभाव से वेदपाठी ब्राह्मण बनाने का 
दिव्य संडेल्प संजोया 
परन्तु भ्रकाल में स्वगंगामिनी होते हुए भी 
अन्त समय में मेरे पितृ-चरण से 
'एकाकी रह जाने पर मौह वंश 
युधिष्ठिर को गुरुकुल 
भेजने के सड्डूल्प में 
ढील न देने का 
वचन लिया' 


जिसका श्रन्तिम वचन मुझे सदा प्रेरणा देता रहा 


उस 
जन्म-दात्री, जन्म-निर्मात्री 
माता यम्तुना देवो 
की 
पावन-स्मृति 
में 
यह॒ पत्र-पुष्प 
समप्रित 


है। 


(8)५व/0ध४/0000/#/5 


लेखकीय वक्तव्य 


अध्ययनक्राल ओर आश्रम का यायावरत्व 


मेरे माता-पिता की यह बलवती आकाइक्षा थी कि वे मुर्े अपने 
कुल के अनुसार सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण बनावें। मेरी माता तो इस मन 
कामना को लेकर असमय में ही, जब कि में अभी आठवें वष में था 
स्वर्ग सिधार गई। परन्तु निधन से पूव उन्होंने मेरे पिता जी से जिन 
तीन बातों के लिये अपनी आ्ाकाइक्षा प्रकट की थी, उनमें एक यह भी 
थी कि--'अब आप अकेले रह जायेगे, कहीं मोहवश युधिष्ठिर को गुरुकुल 
भेजना स्थगित न कर देना ।' में उस समय माता के समीप में ही बंठा 
था, और मैंने माता का यह विच्वार स्वयं सुना था। उस समय ती मेरी 
अवस्था ऐसी नहीं थी कि मैं इसका महत्त्व समभता। परन्तु जब में बड़ा 
हुआ, तो मुझे वात्सल्यमूरति माता के बालकपन में सुने हुए उक्त श० 
का ध्यान आया। ये शब्द मु्के सदा प्रेरणा देते रहे। पिता जी मेरी 
माता के स्वगंवास के कारण २-३ वष अन्यमनस्क से रहे, किन्तु सन्‌ 
१६२१ में मुझे पूर्व निक्चय के अनुसार गुरुकुल भेजने का प्रयत्न' किया । 
दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश पिता जी मुझे ग्रुरुकुल कांगड़ी, झ्रोर 
गूझुकुल सान्ताकुओ्ज बम्बई में प्रवेश कराने में असफल रहे। उसको 
विशेष कथा लिखने का यहां स्थान नहीं है । 


प्रन्त में देवी अनुकंम्पा से 'आयंमित्र' के मई वा जून १६२१ के अडू 
में श्री स्वामी सवंदानन्द जी महाराज के साधु आश्रम, पुल काली नदी 
अलीगढ़ की विज्ञप्ति छपी। जिसमें कुछ छात्रों को शिक्षणाथ भरती 
करने का उल्लेख था, और आझाष॑पाठविधि के अनुसार शिक्षण देने का 
निर्देश था। पिता जी ने आ्राश्मम के आचाये जी से पत्रव्यवहार क रके मुभे 
३ अगस्त १६२१ को गुरुवयं श्री पं» ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, श्रद्ध य श्री पं० 
शद्धूरदेव जी, एवं श्रद्धय श्री पं० बुद्धवेव जी घार (म० प्र०) निवासी 
के चरणों में समाप्त कर दिया। कुछ मास पश्चात्‌ आश्रम “गण्डासिह 
वाला' ग्रमतसर चला गया | वहां उनका “विरजानम्द झाश्रवम नाम रखा 
गया । २-३ वर्ष पच्चात्‌ श्री पं० दुद्धदेव जी श्राश्षम से पृथक्‌ हो गये । 


(२) 


देवी घटनाचक्र को मनुष्य नहीं जानता। कुछ समय पर्चात्‌ आश्रम को 
व्यवस्थापिका 'स्वेहितकारिणी सभा' में मतभेद उत्पन्त हो गया,ओर 
ग्राश्मम की आथिक स्थिति खराब हो गई। ग्रत: सभा के भगड़ों से दूर 
रहने के विचार, से दोनों ग्रुरुजत चुने हुए १२-१३ विद्यार्थियों को ईश्वर 
भरोसे लेकर दिसम्बर सन १९२४ के अन्त में कोशी चले गए। वहां 
सप्तस रोवर' काशीदेवी के मठ के पास (बुलानाला) किराएं के मकान 
में रहे । लगभग ढाई वर्ष रहना हुश्ना कि पुन: देवी घटना ऐसी घटी कि 
गुझवय पं० ब्रह्मदेत्त जी जिज्ञासु हम ८-€ विद्यार्थियों को लेकर अमृतसर 
आरा गए । श्री गुरुवर्य पं शद्भूरदेव जी किन्‍्हीं कारणों से श्रमतसर नहीं 
ग्राए | इस बार स्थान-परिवतंत का कारण अमतसंर॑ के कागज के प्रसिद्ध 

प्रापारी श्री रामलाल कपूर का निधन, उनंकी स्मृति में उनके सूपुत्रों 
द्वारा 'रामलाल कपूर ट्स्ट की स्थापना, और उसके संचालन के लिए 
श्री गुरुवर्य को बुलाना हुआ । इस वंदिकधमंप्र मी पंरिवार के साथ भ्ुरुजी 
का सम्पर्क गण्डा सिहवाला अमृतसर में रहने के काल में हुआ था । 


इस बार अमृतसर में विद्यालय की स्थिति दुर्ग्याणा के समीप श्री 
रामलाल कंपूर जी के “राम-भवन” में हुई । पूज्य गरुरुव्यं जी को वेदिक 
वाइमय के स्वाध्याय में पूव॑ंमोमांसा के ज्ञान की कमी खटकती रहती 
थी । पिछले काशी-निवासकाल में मीमांसा के अध्ययन के लिये प्रयत्न 
भी किया था, पर पौराणिक पण्डितों को कट्टरता के कारण उस समय 
कृतकार्य नहीं हो सके थे । गअ्रत: लगभग ३॥ साढे तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
गुरुवर्य 'मीमांसा पढ़कर ही वापस लीटने' की प्रतिज्ञा करके हम लोगों 
को साथ लेकर पुन: काशी गए। काशी जाने से पूव मेरा महाभाष्यान्त 
व्ययक रंग और निदुक्त का अध्ययन हो चुका था। अतः काशी जान! मेरे 
लिए विशेष लाभकारी रहा । वहां न्याय वंशेषिक दर्शनों का विशेष, एवं 
सांख्यादि का सामान्य अध्ययन किया। पृवमीमांसा का अध्ययन श्री 
पूज्य गुरुवय ने मीमांसक-शिरोमणि श्रद्धय श्री पं» चिन्न स्वामी जी 
शास्त्री एवं उनके जामाता पृज्य श्री पं» पट्टाभिराम जी से किया। इस 
समय पज्य ग्रुवर्य पं» ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने परम श्रोदाय श्रौर महती 
निरभिमानता का परिचय दिया। वे हम दो तीन छात्रों को भी अपने 
साथ मीमांसा का अ्रध्ययत कराने के लिए ले गए। और गुरुजनों की 
महती कृपा से मीमांसा के सदृझ् दुगेम एवं अत्यन्त शुष्क विषय का 


(३) 


अध्ययन क रने में में सफल हो सका । 

मीमांसा का अध्ययन करके सन्‌ १६३४५ के अन्त में गुरु जो पुनः 
पंजाब लौट । इस बार आश्रम की स्थिति लाहोर में रावी पार बारह- 
दरी के निकट रामलाल कपूर परिवार के उद्यान में हुई। हम लोग 
समभे थे कि अब यहां झाश्रम स्थायी रूप से विकसित होगा, परन्तु 
ग्राश्षम के साथ तो उसके वाल्यक्राल से ही स्थानान्तर-परिभ्रमण का 
देवीचक्र काम कर रहा था। अतः यहां आकर भी उसका अन्त नहीं 
हुआ । अगस्त १६४७ में देशविभाजन के समय बलात्‌ लाहोर छोड़ना 
पडा । मैं श्रजमेर चला गया । पूज्य गुरुवय की २ वर्ष यायावर को स्थिति 
रही | सभी साथी बिखर गये | अन्त में सन्‌ १६४० में पुत: अजमतगढ 
पैलेस [मोती भील) वाराणसी में किराए का मकान लेकर श्राअ्रम आर 
ट्रस्ट के कार्य की व्यवस्था पुन: झारम्भ की। २३ दिसम्बर १६६४ को 
पज्य भुरुव॑य का स्वगंवास हुआ । अत: कतिपय विशिष्ट कारणों से पुन: 
काशी का परित्याग करना पड़ा। और अब जुलाई सन्‌ १६६७ से 
बहालगढ़ सोनीपत-हरयाणा में आश्रम और ट्रस्ट के काम को पुन: 
व्यवस्थित किया है। यहां आश्रम की अपनी भूमि और कुछ भवत्तों को 
व्यवस्था हो गई है। दोनों कार्य मेरे तथा श्री पं० विजयपाल जी व्या- 
करणाचार्य के निरीक्षण में चल रहे हैं। आगे का वत्त देवाधीन है । 


मेरे जीवन का भी यायावरत 


मेरा जीवन भी आरम्भ से भ्रन्त तक यायावरपन में ही बीता है। 
. जन्मकाल से अध्ययनाथथ विरजानन्द आश्रम में प्रविष्ट होने तक॑ पिता जी 
के यायावर जीवन से सम्बद्ध रहा। क्योंकि वे इन्दौर राज्य को पाठशाला 
में अध्यापक थे,उनका स्थानान्तरण होता रहता था। विरजानन्द आश्रम 
का यायावरत्व ऊपर प्रकट कर चुका हूं। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ में 
गहस्थ होने पर भी यायावरपन ने मेरा पीछा नहों छोड़ा । मे १६३६ से 
१६४२ तक लाहौर में, १६४२ के अन्त से १६४६ के मध्य तक श्रजमेर 
में, १६४६ के मध्य से २ अगस्त १९४७ तक पुन: लाहौर में, देशविभाजन 
के पदरचात्‌ अगस्त १६४७ से मार्च १६५० के अन्त तक भ्रजमेर में, माच 
१६५० से अप्रेल १६९५५ तक काशी में, ग्रप्रेल १९५५ से १६५६ के मध्य 
तक देहली में, जून १९५६ से १६६० के अन्त तक टंकारा (सोराष्ट्र) 


(४) 


में काय करता रहा। सन्‌ १९६१ मे श्रन्त तक शभ्रजमेर में रहने का 
निएचय किया। परन्तु देवगति से पूज्य गुरुवर्य के स्वगंवास के पदचात्‌ 
ट्स्ट का कार्य सम्भालने के लिये जुलाई १६६७ में बहालगढ़ (सोनोपत ) 
आना पड़ा । इससे पूवं सन १६६७ में लगभग ३-३॥ मास 'केन्द्रीय सांध्य 
पाणिनि महाविद्यालय भवनेश्वर का. प्रधानाचायंत्व भी निभाया। 
जलवायु के प्रतिकुल होने से में वहां अधिक नहीं रह सका। आगे की 
गति दवाधीन है। 


जीवन का लक्ष्य 


माता-पिता एवं गुरूवर्य श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु की इच्छागं को 
ध्यान में रखकर मैंने गहस्थ जीवन बिताते हुए भी ब्राह्मणवृत्ति से रहने 
का निश्चय किया । तथा उसी के अनुरूप अ्रथवा अल्प बाधक काय करते 
हुए स्वाध्याय प्रवचन और लेखनकाय में लगा रहा । परमपिता परमात्मा 
की असीम कृपा से जहां मुझे श्रेष्ठतम माता-पिता और गुरुजन प्राप्त 
हुए, वहां इस जीवन को सहधर्मिणी भी ऐसी ही प्राप्त हुई, जिसके पूर्ण 
सहयोग से में अपने लक्ष्य के अनुरूप यथाशक्ति शनःशन: झागे बढ़ता 
रहा । लौकिक दृष्टि से भी दीन-बन्धु परम कृपालु देव की अ्नुकम्पा झौर 
गुरुजनों के झाशीर्वाद से विता प्रयत्त यथाक्रम उच्च-उच्चतर-उच्चतम 
सम्मानाह स्थिति को प्राप्त होता रहा । 


लेखन वा शोधकाय में प्रवृत्ति 


मैंने भ्रपने जीवन में जो लेखन वा शोधकाय किया हैं, उस पर जब 
दष्टि डालता हैं, तो मर्भे ऐसा लगता है कि जीवन के इस भावी काय के 
बीज का वपन भी आरम्भिक और अनजान शअ्रवस्था में सन १६२६ के 
उत्तराध में हो गया था। उप्त समय में ग्रष्टाध्यायी को प्रथमावृत्ति पढ़ 
रहा था। जिन घटनाग्रों से ग्रन्थों के पारायण वा स्वाध्याय ' को ओर में 
प्रवत्त हुआ, वे अत्यन्त साधारण थीं। परन्तु उत्तरकाल में मेरे कार्य के 
लिए ये घटनाएं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुईं । वे घटनाएं इस प्रकार 
हैं-- 

१--सन १९२६ में काशी मे हमारे साथ ज्येष्ठ गुरुभाई पं० भद्गसेन 
जी भी अध्ययन करते थे । उन दिनों यह नियम बनाया गया था कि 
प्रति मास छात्रसभा होवे, और छात्र विभिन्‍त विषयों पर बोलें। इसी 


(५) 


क्रम में कभी-क्रभी किसी विषय पर वाकझ॒ृविवाद भी रखा जाता था। १० 
भद्रसेन' जी की आरम्भ से ही वेदिकं-धर्म के प्रचार में विशेष रुचि थी। 
प्रत: उन्होंने वेदिक-धर्म के कई मन्तव्यों. पर उपयोगी प्रमाणों का कुछ 
संग्रह कर रखा था। एक बार किसी विषय पर बोलने की तंयारी के 
लिए उन से प्रमाण-संग्रह की कापी मांगी,,तो उन्होंने देने से इनकार कर 
दिया । इस पर मुझे भी रोष झा गया और मेंने उन्हें कह दिया कि ग्रब 
सें कभी भ्राप से कापी नहीं मांगू गा, स्वयं भ्राप-से भ्रधिक प्रमाणों का 
संग्रह कर लूगा। बस उस दिन से मैंने वेदिक-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
प्रमाणों का संग्रह करने के लिए ग्रन्थों का पारायण आरम्भ किया। 
धीरे-धीरे ग्रन्थपा रायण में रस भ्राने लगा। उत्साह बढ़ता गया, और 
विभिन्‍न विषयों के ग्रन्थों का.पारायण' करना मेरे देनिक जीवन का अटूट 
अज्भ बन गया । जो लगभग १६६६ तक नियमित रूप से चलता रहा। 
२--इसी काल में मेरे ज्येष्ठ अ्ाता पं० इन्द्रदेव' जी एक दिन काशी 
के गुदड़ी बाजार से लीथो प्रेस की छपी दशपादी उणादिवृत्ति की एक 
प्रति ले आए । उस समय तक हम लोग उणादिं के पज्चपादी पाठ से ही 
परिचित ये। अ्रत: श्राता इन्द्रदेव जी द्वारा लाई गई दशपादी उणादि- 











१. श्री पं० भद्सेन जी सन १६२५ में योग के शिक्षण के लिये लूनावाला (पूना 
के पास) चले गए। वहां से लौटकर वे अजमेर में स्थिर हो गए । योग वा व्याकरण 
आदि'के अध्यापन के साथ वेदिक-घर्म के भ्रचार का भी कार्य करते रहे । उनका 
लगभग दो वर्ष पूर्व निधन हों गया है । 

२. भीमांसा के झष्ययन से पू्व॑ मैं विविध घमंश्वास्त्रों वेद फी. उपलब्ध शाखाओं 
ब्राह्मणग्रन्थों आरण्यकों और उपनिषदों का पारायण कर का था। चारों वेदों के 
कई पारायण सम्पन्न हो गये थे । साथ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के सभी ग्रन्थों, 
पं० भगवद्त्त जी के सभी ग्रन्थों, भर आत्मानन्द आनन्द बोध जयतीय आदि के 
वेदभाष्यों का अध्ययंन कर चुका था। यह सारा पारामण आर अध्ययन मौ्मांसा- 
शास्त्र के अध्ययन में अत्यन्त सहायक होता । यदि इन ग्रन्थों का अवलोकन न किए 
हुए होता, तो सम्भव है मौर्मासा मेरे पल्‍ले न पड़ती | 

३, आप लगभग २५वर्ष सेघनश्यामदास वैदिक विद्यालय 'देवरिया में प्रधानाचार्य 
पद पर कार्य कर रहे हैं। देशविभाजन से पूर्व भी बहुत वर्षों तक आपने इसी 
विद्यालय में कार्य किया घा। 


(६) 


वृत्ति को देखकर मन में कुतुहल जागा। और प्रयत्न करने पर कुछ मास 
पश्चात्‌ मुंक भी गुदड़ी बाजार से एक प्रति मिल गई। 

पञचपादी और दह्पादी उणांदि के पाठीं में सूत्रक्रम अत्यन्त भिन्न 
हैं। अतः मैंने कुतुहलवबश ही,पम्च्रपादी उणादि के सूत्रपांठ पर दशपादी 
उणाद्विवृत्ति की पृष्ठसंख्या, और दशापादी उणादि के सूत्रों पर पञ्चपादी 
की सूत्रसंख्या आज्वित कर ली। बस इस कुतुहलंवश' की गई तुलना से 
तुलनात्मक अध्ययन की. नींव अनायास पड गई'। और दहश्पादी उणादि 
वत्ति के तुलनात्मक अध्ययन से उणांदिसूत्रों और उनकी वत्तियों का 
तुलनात्मक अध्ययन मेरा प्रिय विषय बन गया। इसके लिए मैंने ' सभी 
मुद्रित और यथासम्भव उपलब्ध हस्तलिखित वृत्तियों का संग्रह किया ॥ 
विभिन्‍न उणादिपाठों की जितनी वृत्तियों का एकत्र संकलन मैरे पांस है 
उतना सम्भव है किसी बड़ से बड़ पुस्तकालय में भी न होगा 

श्री पं० भगवदत्त जी के साथ सम्पर्फ . 

श्री पूज्य गुरुवर्य का श्री पं० भगवद्कत्त जी रिसर्च स्कालर, श्रध्यक्षः 
ग्रतुसन्धान विभाग लालचन्द पुस्तकालय, लाहौर के साथ पुराना सम्पर्क 
था । सन्‌ १६२८ में अमृतसर ग्राने पर पूज्य गुरुवयं जी श्री पं« भगवद्दत्त 
जी से मिलने यदा कदा लाहौर जाते रहे | दोनों योग्य विद्वानों एवं स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के भक्तों का यह मिलन कुछ समय में ही गहन मित्रता 
में परिणत हो गया, जो शभ्रच्त तक बना रहा ।- कहा भी* है-श्रजयमाय्य- 
सद्भतम्‌्-- श्रेष्ठ जनों की मित्रता' कभी जी नहीं होती, टूटना तो बहुत 
दूर को बात है। 

सम्भवतः सन्‌ १६२६ से पूज्य गुरुवय ने, जब उन्हें श्री पं* भगवद्दत्त 
जी से मिलने लाहौर जाना होता थां, तो मुझे भी साथ ले जाना आरण्ग 
किया । इसेंमें पुज्य गुरुवय की निश्चय ही दूरदृष्टि कार्य कर. रही थी 

यथा और छात्रों को भी साथ ले जाते । अस्तु ! सबसे प्रथम मुझे श्री 
पण्डित भगवद्दत्तजो का दशनलाभ तब प्राप्त हुआ, जब वे भाटी दरवाणे 
के बाहुर (मुख्य सड़क पर) किराए के मकान में रहते थे। आरम्भ में 
में दोनों विद्वानों के शास्त्रचिन्तन को ध्यान से सुनता रहा। कुछ काल 
पश्चात में भी बातचीत में भाग लेने लगा । 


श्री पं० भगवदृत्त जी ने मेरी अन्तनिहित शक्तियों को पहचान कर 


(७) 


मुझे लेखन और सम्पादन काय में प्र रित किया । शप्रतः मेंने इस दिशा में 
जो कार्य किया है, मुख्य श्रेय श्री पं० भगवद्धत्त जी -को प्र रणा एवं 
उत्तरोत्तर दीयमान उनके संहयोग को ही है । 


लेखन-कऊाय का आरम्भ 


मैंने लेख लिखना कब आरम्भ किया, इसकां मुंझे निश्चित ज्ञॉन नहीं 
हे अं पने पुराने कतिपय मुद्रित लेखों के संग्रह म॑ जो सबसे पु राना 
छपा हुआ लेख विद्यमान है, वह है शंडूग-समाधान शीर्षक लेख। यह 
२१ नवम्बर १६२९ के आरयंमित्र (साप्ताहिक) के श्रद्धू में छुपा था। 
इसके साथ ही दो छपें हुए और एक हस्तलिखित लेख भी है। उनका 
समय इस प्रकार है-- बज पर 

१--श्ड्भा-समाधान--यज्ञविषयक, हंस्तलिखिंत । २१ नवम्बर 
१६२६ के कुछ पश्चात्‌ | यह लेख छपा वा नहीं छपा, यह ज्ञात नहीं । 

२- ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का संशोधन--७ अगस्त १६३० कें 
आयंमित्र के अछू में छपा । 

३- महर्षि दयानम्द सरस्वती करत 'श्रष्टाध्यायी भाष्य--२८ मई 
१६३१ के आयमित्र में छपा । 5 

इसके पश्चात्‌ पुनः लेखों का सिलसिला(संग्रह के अनुसार )-२६ जन- 
वरी सन्‌ १६३९ से होता है। 

सम्पादन-क्राय का आरम्भ 

सन्‌ १६३० के अन्तिम चरण में मैं निरक्त का अध्यथ्रन कर रहा थी.। 
उस समय देवराज यज्वाक्रत निघण्टू टीका का भी अवलोकन किया। 
निघण्टु टीका में देवराज यैज्वा ने तीन स्थानों पर किसी उणाविवृत्ति के 
विशिष्ट पाठ उद्धृत किए हैं । ये पाठ मुझे-पूर्व : उल्लिखित काशी: में 
सम्प्राप्त दशपादी उणादिवृत्ति में उपलब्ध हो गये । .इन पाठों को श्री 
पं० भगवद्ृत्त जी को दिखाया । वे देखकर. प्रसन्नता से ,उछल पड़ । 
प्रचानक इतनी पुरानी किसी उणाविवृत्ति -का ज्ञान हो,जाना,, और 
देव राजथज्वा ज॑ंसे प्रामाणिक एवं प्राचीन्‌ व्यंक्ति-के.हारा उसका उद्धृत 
क्रिया जाना निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्नता का विषय था । उन्होंने छ टते 
ही मुझे इस वृत्ति के सम्पादन का परामर्श दिया। में सम्पादन काय॑ से 
प्राय: अनभिज्ञ था, और फिर इसकी तो एकमात्र यही अशुद्धि-बहुल प्रति 


(६) 


थी। परन्तु श्री श्रद्ध य पंण्डित जी ने सहयोग देने का वचन दिया । उनकें 
परामर्श ग्रौर निदेश के अनुसार मैंने सन्‌ १६३१ के मध्य तक विविध 
ग्रन्थों के साहाय्य से इस वृत्ति के आधे भाग का सम्पादन कर लिया। 
बस इस काय॑ से मेरी ग्रन्थ-सम्पादन काये में प्रवृत्ति हुई । 

सन्‌ १६९३२ के आरम्भ में मीमांसा झ्रादि के अध्ययन के लिए पुनः 
काशी जाना हुआ । वहां सन्‌ १६३२ से ३४ तक के तीन वर्षो में लेखन 
और अनुसन्धान-सम्बन्धी दो प्रारम्भिक कार्य सम्पन्त हुए -- 

१-शोधपूर्ण निबन्ध-लेखंन के रूप में सन्‌ १६३२ में देहली में 

योजित प्रथम “आर्य विद्वत सम्मेलन'में पढ़ने के लिये मैंने प्रथम निबन्ध' 

लिखा- क्या ऋषि मन्त्रों के रचयिता थे ?” क्‍ 

२- प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के शोधसम्बन्धी कार्य का श्रारम्भ भी 
इसी काल में काशी में हुआ । दशपादी उणादिवत्ति के सम्पादन का काये 
में आरम्म कर चुका था। अतः इच्छा हुई कि काशी के राजकीय संस्कृत 
मंहाविद्यालय (वर्तमान में संस्कृत विश्वविद्यालय) के 'सरस्वती भवन 
पुस्तकालय में जो हस्तलेखों का संग्रह है, उसमें उक्त दशपादी वत्ति के 
कोशान्तर की खोज करू। साथ ही वदिक वाइमय के ग्रन्थों के खोज की 
भी इच्छा थी। ग्रतः इन दोनों को ध्यान में रखकर मेंने 'सरस्वती भवन 
के वेद और व्याकरण विषयक शतश: हस्तलेखों का अवलोकन किया । 
उस समय हस्तलेख विभाग के अध्यक्ष काशी के प्रसिद्ध विद्वान भ्री पं० 
नारायण शास्त्रों स्थिस्ते थे। आप ने मुभे इस काय के लिए सभी 
सुविधाएं प्रदान कीं । 

इस ग्रन्थावलोकन काल में सरस्वती भवन के संग्रह में ही दशपादी 
उणादिवत्ति का एक हस्तलेख मिल गया। श्रोर एक हस्तलेख का पता 
चला कि वह पूना नगरस्थ. भण्डारकर प्राच्यविद्या-संस्थान में है। उसे श्री 
डा० मद्भुलदेव जी शास्त्री, जो उस समय “सरस्वती भवन के मुख्य 
अधिकारी थे, ने मंगवा कर दिया । इस प्रकार दोनों हस्तलेखों के पाठ 
मिलाकर उनके पाठान्तर मैंने अपने ग्रन्थ पर अद्धित कर लिए । 

इसके पदचात्‌ विधिध शोधपुण निबन्धों वा प्रम्थों के लेखन. वा संपादन 
का जो कारये भ्रारम्भ हुआ, वह आज तक चल रहा है । 

उपसहार 
मुझे लेख लिखने का चाव नहीं है। में किसी भी विधवय पर तब तक 


(६९) 


नहीं लिखता, जब तक कि मुझे उस विषय से झात्मसंतोष न हो. जाबे। 
श्रत एवं मेरे सभी लेख प्राय: शोधपूर्ण हैं। विषय-वर्तु को दृष्टि से भी 
विविध प्रकार के हैं । सम्भवत्त: मेरे लेखों वा निबन्धों की संख्या सो सवा 
सौ से श्रधिक रही होगी (इस.में वेदवाणीं का सम्पादक बनने अ्रथात्‌ सन्‌ 
१६६४ के पश्चात वेदवाणी में लिखे गये लेखों वा सम्पादकीय टिप्पणियों 
'की गणना नहीं है) । मेरे पास: जिन लेखों के मुद्रणपत्र संगृहीत हैं, उनकी 
संख्या लगभग ७५ है । इन में से कुछ चुने हुए विशिष्ट लेखों वा निबन्धों 
का संग्रह में दो भागों में प्रकाशित कर रहा हूं। प्रस्तुत भाग में वेद- 
विषयक लेखों वा निबन्धों का संग्रह है । द्वितीय भाग में वेदाद्भ-विषयक 
लेखों वा निबन्धों. का संग्रह होगा । 

प्रकाइयमाण लेखों वा निबन्त्रों का सम्प्रति पुनः पंरिवधन वा 
परिष्करण किया गया है। अतः ये पुराने होते हुए भी नवीन हो गए हैं। 
ग्रन्तिम लेख तो पूरा ही नए सिरे से लिखा गया है। 

शोधपुर्ण गहन लेखों वा निबन्धों के पाठक बहुत स्वल्प रह गए हैं। 
ग्रायजनों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन भ्रल्प हो रही है। श्रत 
ऐसे गहन विषय के लेखों वा निबन्धों के संग्रह बहुत कम बिकते हैं। अ्रत+ 
केवल ५०० प्रतियां ही छपवाई हैं। कागज और छपाई की श्रेष्ठता पर 
विशेष ध्यान दिया है। इन दो कारणों से इस संग्रह की लागत अंधिक 
पड़ने से मूल्य भी भ्रधिक रखना पड़ा है। 

रामलाल कपूर ट्रस्ट द विदुषां वह्ंवदः -- 

बहालगढ़ (सोनोपत-हरयाणा) युधिष्ठिर श्लीमांसक 


फ 
अस्तुत ससस्‍करण 

'दंदिक-सिद्धान्त-भौमांसा का पू्व संस्करण सं० २०३३ भें मैंने स्वयं छपवाया 
था ॥ प्रस्तुत परिवर्धषित तथा धंशोधित संस्करण “श्रीमती सावितज्ीदेवी बागड़िया 
टुस्ट, कलकृत्ता' के ओर से प्रकाशित किया जा रहा है । 

इस संस्करण में पृष्ठ १५६-१७८ तक संस्कृत तथा हिन्दी में जो 'बेद-श्रृति- 
आम्नाय-संज्ञा-मीमांसा' लेख छपा है वह पर्व संस्करण में 'वेब-संशा तक ही सीमित 
था । इस संस्करश में “श्र ति' भोर 'आस्नाय संज्ञा पर भी विचार किया है। 

इस संस्करण को छापने के लिए लगभग दो वर्ष पूर्व प्रेस में. दिया था, परन्तु 


वेदों का महत्त्व और उनके 
प्रचार के उपाय 


ओऔर्म बंहस्पंते प्रथमं वायो अंग्रे यह्प्र रत नाम दाना: | 
यैदेषां श्रेष्ठ यदररिप्रभासीत्‌- प्रंणा तदेषां मिहितं गुहांधिई ॥॥ 
हू ० १०।॥७१॥१॥। 
यहें संब विद्वानों को विदित ही है कि हम वेदिक घमनियायियों के लिए वेद हो 
परम प्रमाण है | जन्म से लेकर मरणपर्यन्त संव संस्कार, अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ 
सम्बन्धी सब व्यवहार वेदों पर ही आाश्श्चित हैं। अब भी घमंप्रधान लोगों के लिए वेद 
ही परम प्रमाण हैं । इसीलिये हमारे ब्राह्मणों ने अभी तक बड़ प्रयत्न से उनको ऐसे 
कंण्ठस्थ करके संरक्षित रखा हैं कि जिससे उनमें एक स्थान परे भी स्वरन्मात्रा-वर्ण 
का विपर्यास नहीं मिलता । 
ऐसा होने पर यह विचार पैदा होतां है कि--ऐसा क्‍या कारण है. जिश्से वैदिक 
मंत के अनुप्रायी प्रधानतों से वेदों का ही आश्रय लेते हैं ? यदि हम ऐतिहाप्िक दृष्टि 
से इस पर विचार करें, तो हमें यहं ज्ञात होता है कि पूज्य महृषि ब्रह्मा से लेके 
स्वामी दयानन्द पतरस्वती' परय्यन्त जो ऋषि मुंनि और आदयाय हुये, उन्होंने -- 
सब विद्याओं की, और वेंतंमान भूत भविष्यत्‌ के लिये उपयोगी ज्ञान की खान हैं 
ऐसा माना है । वेदों में जिस प्रकार का सूक्ष्म और अनिन्द्रिययोचर (>-जों इन्द्रियों 
से जाना नहीं जा सकता) ज्ञान है, उस प्रकार का ओर कहीं नहीं है। इसलिये 
भगवान्‌ मनु. ने कहां है -- 
'सेनापत्यं थ राज्यं च. दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च_बेदशास्त्रविदर्हति ।॥। ह 


१, द्र०-- संस्कृत सांहित्य का आरम्भ ऋग्वेद से होता है, और उसकी समाप्ति 
स्वामी दयॉनन्द की 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका परे होती है” ( हम भारत से क्‍या सीख 
--इसके तृतीय भाषण में, पृष्ठ १०२) ' 








२. द्र०--पदार्थ-ज्ञान के विषय में वेदों में बड़ी दक्षता है । पूना प्रवचन;पुष्ठ ४४ 
(स्वामी दयानन्द का वेदविययक पांचवां व्याख्यान) | 


३४ वेदिक-सिद्धान्त-मौमांसाया म॒ 


अत भव्य भविष्यं च सर्व देदात प्रसिध्यति ॥। 
बिभति स्व मृतानि वेदशास्त्र सनातनम । 
तस्मादेतत्‌ पर॑ मन्ये यज्जन्तोरस्य- साधनम्‌ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां वेदइचक्षु: सनातनम्‌ । 
झदाकयमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थिति: ॥॥' 
मनुस्मति १२।१००, ६७, ६६, ६€४॥ 
अथत्--'सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्ड का विधान, चक्रवर्ती-राज्य का 
शासन इन श्वब के लिये वही योग्य होता है, जो वेदश्मास्त्र को जानता है। भूत वर्त॑- 
मान और भविष्यत्‌ सब वेदों से ही सिद्ध होते हैं। जो सनातन वेदशास्त्र है, वही 
संसार के सब प्रोणियों के लिये परम साधन है। पितर अर्थात्‌ ज्ञानी ओर वयोवद्ध 
विद्वान भ्ौर साधारण मनुष्य इन सब के लिये थद ही सनातन चक्ष्‌ है । उसको इयत्ता 
असीम है, यह वेदशास्त्र की स्थिति है । 
इन सब विषयों को जानकर ही भगवान्‌ मनु ने अन्यत्र भी घोषणा को है-- 
'सर्वज्ञानमयों हि सः' (२।७), अर्थात्‌ 'वेद सब ज्ञान से परिपृण है' ।' 
इसी सिद्धान्त का भगवान्‌ कृष्ण पायन मुनि ने भी प्रतिपादन किया है--- 
बानोहागमशास्त्राणि याश्च काशिचित्‌ प्रवृत्तय: । 
तानि वेद॑ पुरस्कृत्य प्रवत्तानि ययाक्रमस्‌ ॥ 
महाभारत, अनु० १२२।४॥। 
अर्थात्‌- 'लोक में जितने भी आगमशास्त्र (ज"-विभिन्न विषयों के आद्य मूल- 
प्रन्थ) और लोक-प्रवत्तियां देखी जाती हैं, वे सब वेद के आधार पर ही आरम्भ हुई 
हे ।' 
परम ब्रह्मनिष्ठ याज्वल्क्य मुनि ने भी कहा है-- 
'न॒ वेदशास्त्रादस्यत्त्‌ किडज्चिच्छास्त्रं हि विद्यते । 
निःस॒तं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ।। 
बृहद्योगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२॥१॥ 
अर्थात्‌--“वेदशास्त्र से भिन्न कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है । समस्त शास्त्र सनातन 
वेद से ही निकले हैं । 
यदि इस तरह से वेद ही सब तरह के ज्ञान के निधि हैं, तो किस कारण महषि- 


१. द्र०--मेघातिथि वा गोविन्द राज की मनुटीका । 


वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय ३५ 


गण उन-उन शास्त्रों का प्रवचन कर गये ? तो कहते हैं-- 


जब सर्गादि में अपरिमित शक्ति के प्रभाव से प्रभावित सामथ्येवाले, ध्मेसत्त्व- 
शुद्ध तेज से युक्त', अ्रपरिमित बुद्धिवाले, धर्म का साक्षात्‌ किये हुये मानव थे, तब वे 
वेदों से ही सीधा सब तरह का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। उस समय वेद को 
छोड़कर अन्य कोई श्ञास्त्र न था । जब उत्तरकाल में मानव क्रमशः सत्त्वहीन, प्रवर्ध- 
मान रजोगुण और तमोगुण से युक्त, अल्पमतिवाले, उपदेशों के द्वारा भी वेदों के 
मन्त्रों में विद्यमान विविध विद्याओं को जानने में असमर्थ हो गये, तब उस तरह के 
अल्प मेधावाले मनुष्यों को विविध विद्याओं का ज्ञान कराने के लिये विविध शास्त्रों का 
प्रवचन महथि लोगों ने किया । 


इसी शास्त्रावताररूप इतिहास का भगवान्‌ यास्कमुनि ने निरुक्त में इस प्रकार 
प्रतिपांदन किया है-- 


साक्ष/त्कृतरर्माण ऋषयो बमृवुस्तेषवरेभ्योइसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन सनन्‍्त्रान्‌ 
संप्रादु: । उपदेशाय ग्लायन्तोंड्वरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्यं समाम्नासिषु बेंद चर वेदाड्भागनि 
च।' निरुक्त १।२०॥ 
अर्थात्‌ - सृष्टि के आरम्भ में साक्षात्कृतर्मा (+>मन्त्राथं का साक्षात्‌ दर्शन 
करनेवाले) ऋषि हुये थे। उन्होंने असाक्षात्‌क्ृतधर्मा (--मन्त्रार्थ को साक्षात्‌ न जानने 
वाले) मनुध्यों के लिये उपदेश से मन्त्रों के अर्थ जताए। उत्तरकाल के अथवा हीन- 
मेघावाले, उपदेश से ग्लानि करते हुये ("--"हमें उपदेशमात्र से वेद समझ में नहीं 
आता, ऐसा समभनेवाले) लोगों ने इस निघण्टु-निरुक्‍्त ग्रन्थ का, और वेद तथा 
वेदा ड्रों का अभ्यास' किया । 
इसी इतिहास के अनुसार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने भी कहा है-- 
'दुर्वबोधं तु॒ भवेद्यस्मादष्येतु नेव शाक्‍यते । 
तस्मादुद्धत्य सर्वे हि शास्त्र तु ऋषिभि: कृतम्‌ ।।' 
बृहदयोगि याज्ञवल्क्य स्मृति १२॥२॥ 


| >>. ववकणण -मन्‍नमम»»ण»ननन»मपम««बबबछ 3.3५ ०5 3 जन. 333 अमममममम«क०-------ण»»»»ननम.. 


१. द्र०-पाराशरोय ज्योतिषसंहिता का वचन --'पुरा खलु अपरिमितशक्तिप्रभा - 








प्रभाववीर्या * धमंसत्वशुद्धतौजस: पुरुषा बभूव:ः | तेषां क्रमादपचीयमानसत्वानां 
उपचीय मान रजस्तमस्का ना । (भट्ट उत्पल ऋृत बृहत्संहिताटीका, पृष्ठ १५ पर 
उद्धृत ) । 


र. मूलघांत्वर्थानुसा री पदार्थ | यही अर्थ निरुक्‍्तश्लोकवातिक में उपलब्ध होता 
है । अन्यों ने'वेदों तथा वेदाज्भों को ब्रनाय/” ऐसा अशुद्ध अर्थ किया हूँ । 


३५ बंदिक-सिद्धास्त-मो मांसाया म्‌ 


'जिनके लिये ज्ञान दुर्वोष्य हुआ, और ज़ो वेदों का अध्ययन न कर पाये, उनके 
लिये सब वेदों से ज्ञान लेकर ऋषि लोगों ने शास्त्र बनाये + 

महाभारत (शान्ति० २८४।६२) में भी भगवातू वेदव्यास ज़ी में लिखा है-- 
'वेदात्‌ षडद्भान्युदृथ॒त्य', अर्थात्‌ वेदों से वेदाज़्ों की रचना की | 

और भी--सम्प्रति शिक्षा, कल्प, ब्याकरण, निरुक्‍त, छन्द, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, 
पदार्थविज्ञान, साहित्य, कला, शिल्प, राजनीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्वेवेद, बास्तु- 
शास्त्र इत्यादि विषयों के जो मुख्य ग्रन्थ मिलते हैं, वे सब गपने-अपने विधयों-की 
बेदमूलकता की मुक्तकण्ठ से घोषणां करते हैं । विस्तारभय से कुछ ही प्रमाण प्रस्तुत 
करते हँ-- 

(६) ज्योतिपाचार्य आयंभट्ट अपने ग्रन्थ के अन्त में "ज्योतिष शास्त्र का मूल वेद 
है', ऐसा कहते हैं । 

(२) आयुर्वेदशास्त्र अथवेबेद का उपाज़ु है, ऐसा अगवान्‌ सुझ्रुत कहते हैं-- 
'हह खल्बायुर्देदो नाम यदुपाड़सथ्यंदेक्स्य | सू० अ० १ ।। 

(३) पदार्थ विज्ञानप्रतिपादक वैशेषिकशास्त्र भी वेद-मूलक है, ऐसी भगब्ान्‌ 
कराद मुनि प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे--'तदचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम्‌ । वे० १॥१।३॥ 

इसका अर्थ इस प्रकार है-अथातो धर्म व्याख्यास्याम:', अर्थात्‌ “अब धर्म का 
व्याख्यान फेरेंगे” ऐसी प्रतिज्ञा करके तद्चनात्‌ --वेशेषिकप्रतिपराद्य पदा्थंघम का प्रति- 
पादन करने से आम्नाय"-वेद का प्रामाण्य है । 

यहां यह भी जानना चाहिये कि भगवान्‌ कणाद ने केवल “वेद प्रदाय धर्म के प्रति- 
पादक हैं' यह प्रतिज्ञामात्र ही नहीं की, अपितु कई प्रकरणों में विभिन्न पदार्थों के घ्मो 
का प्रतिपादन करने के लिये श्रति-प्रामाण्य भी दर्शाया है । जैसे-- 

(क॒) ओलों की उत्पत्ति तेज के संयोग से होती है, ऐसा प्रतिपादन करके भआराश 
के पानी में तेज का संयोग होता है, इरका प्रतिपादन करते हुए 'बंदिकिं जा (५।१। 
१०) सूत्र से वैदिक वचनों का प्रमाण दर्शाया है। यथा-- 

'या अग्नि गर्भ दधिरे विश्वरूपास्ता न आप: शंस्योता मवन्‍्तु' । 
त* सं० ४।६।१॥ 
'आपो हू यद्‌ बृहतोविश्वयमायन्‌ गर्भ दधाना जनपत्तौरग्निम्‌ । 
ऋण० १०।१२१।७।। 
'बुधाईर्नि वषण भरक्षपां गर्भ समुद्रियम्‌ | यजु० ११॥४६॥ 


वेदों का महत्व और उनके प्रचार के उपाय ३७ 


'पोड़निष्मो दोब्यद्‌ अप्स्यत्त: | क० १७।॥३०॥३४॥। 
इन मन्त्रों में जलों में दिव्य अग्नि का संयोग दर्शाया है। इस विषय का प्रत्नि- 
पादन वेदों के अनेक मन्त्रों में मिलता है । | 
(ख) शरीर दो प्रकार के है-योनिज ओर अयोनिज, ऐसा बताते हुए अतीन्द्रिय 
जो अयोत्तिज शरीर है, उसका प्रतिपादन कंरते हुए बेदलिज्धाच्च (४ २११) इस मूत्र 
से अयोनिज शरीर के प्रामाण्य के लिये निम्न वदिक मन्त्र का संकेत किया है -- 
'भाहाणो5स्प मुखमासीदवाहू राजन्य: कृत. । 
ऊरू तदस्प यहेइय: पदमभ्यां शद्रोउजायत ।॥। ऋ०॥१०।६०।१२॥ 
इस मन्त्र में 'घस्य' इस पद से 'विराद नाम्रक पुरुष का परामर्श होता है| बढ़ी 
विराट पुरुष वेदिकग्रन्थों के से-प्रकरणों में प्रजापति-हिरण्पगर्म--सुवर्णाण्ड -- महू- 
दण्ड भ्रादि शब्द्रान्तरों से कहा गया है ॥ 
(४) न्यायसूत्रकार भगवान्‌ गोतम भी अतीन्द्रियविषग्बक बिज्ञान का प्रतिपादत्त 
करनेवाले वेदभाग के प्रामाण्य को बताने के लिये कहते हैं-- 
''मन्त्रायुवेंदप्राभाष्याज्य तत्प्रामाण्यमाप्तप्रासाश्यात्‌ | न्याय* २।१।६५॥ 
मन्त्रों में जो आयुर्वेद प्रत्यक्षरूप से डपदिष्ट किया गया है, उसके प्रामाण्य की 
सत्यता लोक में प्रसिद्ध है । उसके प्रमाणित होने से अतीन्द्रिय विज्ञान का प्रतिपादक्त 
वेदभाग भी प्रमाणित हो जाता! है। क्‍योंकि जो भगाप्त ईइवर प्रत्यक्षविषय भत्त 
आयुर्वेद, जो बेद्र का ही एक विभाग है, का कर्ता है, वही इन्द्रियातीत विषग्य के 
प्रतिपादत करने वाले भाग का भी है। इसलिये एक कर्ता होने से बतीन्द्रियविषयक 
वेदभाग का भी प्राप्माष्य स्वीकार करना प्रड़ता है | 
ऐसा सिद्ध होने पर यदि सब्ब विद्याओं के झ्ाकरभृत केदों को बेदिक-धर्मानुयायी 
प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है ? 
अब वेदार्थ के विषय में कुछ लिखा जाता है | बहुत सम्रय से वैदिक विद्वानों का 
बेद-प्रतिपाद्य विषय में मतभेद है॥ सायणाचाय यजुबंद के प्रतिप्राद्व विषय के सम्बन्ध 
में लिखते हैं-- 
'तरस्सिरंच वेदे . काण्डी--कर्मंफाण्डो जह्यफाण्डरस | बूह॒दारण्पाण्यो प्रन्थो 
ब्रह्मकाण्डस्तव्‌व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोपग्र न्ययो: कर्मकाण्डत्वस्‌ । 


तज्रो मयत्राधानाग्निहोश्नदर्शपोणंमासादिकर्मंण एव प्रतिपाष्चत्वात्‌ । 
काण्वसंहिता-भाष्य के उपोदषात सं । 


३८ वदिक-सिद्धा न्त-मी मांस या म्‌ 


भर्थात्‌ 'उस यजुबद में दो काण्ड हैं - एक कर्मकाण्ड, दूसरा ब्रह्मकाण्ड | बृहदा- 
रण्यक नामक जो ग्रन्थ है, वह ब्रह्मकाण्ड है। उसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण और 
संहिताभाग कमंकाण्डविषयक हैं! इन दोनों में आधान अग्निहोत्र और दर्शंपोर्ण- 
मासादि कर्मों का प्रतिपादन होने से । 

इसी प्रकार भनन्‍्य वेदों के विषय में भी जानना चाहिये । वेदाड़ु ज्योतिष में भी 
कहा है- वेदा पज्ञार्थ प्रवत्ता: इति । अर्थात्‌ वेद का प्रयोजन यज्ञ है । इन 
उद्धरणों से स्पष्ट है कि मन्त्र-संहिताओं में केवल कमकाण्ड ही प्रतिपादित है । 

यदि वेद का प्रयोजन केबल द्रव्ययज्ञों का ही सम्पादन करना है, तो प्राचीन 
महर्षियों ने वेद के सवंविद्यामूलकत्व होने की जो घोषणा की थी, वह समाप्त हो 
जाती है । इसलिये पूर्वनिर्दिष्ट प्रमाणों के आधार पर “वेद सब विद्याओं फे आकर 
(->खान ) ग्रन्थ हैं' इस मत की रक्षा के लिये 'वेदभन्त्रों में. अनेकार्थप्रतिपादन-शक्ति 
है! यह स्वीकार करना चाहिये । ऐसा होने पर ही वेदों का वास्तविक महत्व प्रकट हो 
सकता है. गझन्यथा नहीं । 


वह मन्त्रों की . अनेकार्थता स्वच्छन्द नहीं है, अपितु.“ व्यवस्थित है। झोर वह 
व्यवस्था प्राचीन महर्षियो ने त्रिविध प्रक्रियाओं के रूप में स्थापित की है । उनके 
अनुसार एक अर्थ याशिक, दूसरा आधिदेविक, और तीसरा अ्राध्यात्मिक होता है । 


प्राचीन महर्षि और वेदिक विद्वान्‌ वेद के पूर्व-निदिष्ट त्रिविध अर्थ करते थे । 
इस विषय में कुछ प्रमांण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

१--भगवान्‌ यास्क--'बा्च शुश्रवाँ अफलामपुष्पाम (ऋ० १०।७१।५) इस 
ऋग्वेद के अंश को ब्याख्या करते हुए कहते हैं-- 

'अर्थ वाचः पुष्पफलमाह-- याक्ष देते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा । निरुक्त १।१६॥ 

इस यास्कीय वचन से दिव्यवाणी वेद के याज्ञिक, आधिदंविक, और आध्यात्मिक 
१ अिविध अथ होगे हैं, ऐसा स्पष्ट है । 

२--भगवान्‌ यास्क॑ ने केवल प्रतिज्ञा ही नहीं की, ग्रपिंतु वे निरुक्त में वणित 
हुये सब मन्त्रों की आधिदेविक व्याज्या करते हुए 'सब मन्त्रों का आधिद॑विकार्थ ही 
प्रधान भूत हैं? ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं । यांस्क अनेक स्थानों पर आध्यात्मिक 
ग्र्थ, और थाज्ञिक अर्थ का भी निदश करते हैं | जैसे -- 

(कं) 'एकया प्रतिधा पिबत्‌ साक॑ सरांसि--काणुका (ऋ० ८५।७७।४) इस ऋचा 
की व्याख्या करते हुए कहा' है-+ 


बेदों का महत्व और उनके प्रचार के उपाय ३६ 


'तत्रतद्‌ याज्ञिका बेदयन्ते--त्रिशदुक्थपात्राणि साध्यन्दिने सबने एकदेवतानि। 
तान्येतस्मिन काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति | तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । त्रिशदपरपक्ष- 
स्याहो रात्रा:, त्रिशत्पुर्वपक्षस्येति नेरक्ता:। तद्‌ या एताइचान्द्रमस्थ आगासिन्‍्य भापो 
मवन्ति रश्मयस्ता अपरपक्षे पिबन्ति । निरुक्त ५।११॥ 

अर्थात--'याज्ञिकों के मत में मन्त्र-निरदिष्ट 'तीस सर तीस उक्थसंज्ञक सोम प्रह 
(पात्र विशेष) हैं, और नैरुक्तों के मत में ३० पूर्व पक्ष तथा ३० अपर पक्ष के 
अहोराज् हैं ।' 

(ख) 'गोरमीमेकनु' (ऋ० १॥१६४।२८), ओर 'उपहये सुदुर्घां धेनुभितास (ऋ ० 
१।१६४।२६) इन ऋचापझों के व्याख्यान में निरुक्तकार ने कहा है-- 

'बागेवा (गोः घेनु:) माध्यमिका, धर्मधुगिति याज्ञिका: ।” निरुक्त ११॥४२॥ 

प्र्थात--'यह (गौ घेनु) माध्यमिक वाक्‌ गौ है। याज्ञिकों के मत में यज्ञार्थ 
दोहन की जानेवाली गाय है । 

(ग) यत्रा सुपर्णा: (ऋ० १।१६४।२१) मन्त्र के व्याख्यान में यास्कमुनि ने कहा 
है: 

'यत्र सुपर्णा सुपत्तना भ्रादित्यरध्मय: इत्यधिदंवबतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ - यत्र 
सुपर्णा: सुपतनानी न्द्रियाणि इृत्यात्मगंतिसाचष्टे । निरुक्त ३।॥१२।। 

प्र्थात्‌ - “अधिदेवत पक्ष में 'सुपणं' आदित्य की रश्मियां है, और अध्यात्म में 
'सुपर्ण' इन्द्रियां हैं । 

(घ) 'सप्तऋषय: प्रतिहिताः शरीरे' (यजु० ३४।५५) इस मन्त्र के व्याख्यान में 
यास्क ने कहा है -- 

'सप्त ऋषयः प्रतिहिता: शरीरे, रइमयः आदित्ये इत्यधिदवतम्‌ | अथाध्यात्मस्‌ -- 
सप्त ऋषय: प्रतिहिताः शरौरे,षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तम्य (त्मनि इत्यात्मगतिमाचष्टे ।/ 

निरक्‍ते १२।३७॥। 

पर्थात--'अधिदंवत में 'सप्त ऋषि' सप्त सूर्य-रश्मियां हैं, और अध्यात्म में ६ 
इन्द्रियां (+>- ५ ज्ञानेन्द्रियंं और मन श्रोर सातवीं विद्या है। 

इसी प्रकार अन्यत्न भी अधिदेवत के साथ याज्ञिक तथा आध्यात्मिक व्याख्यान को 
भी भगवान्‌ यास्क ने प्रदर्शित किया है | निरुक्त के १३व तथा १४वें अध्याय के प्राय: 
सभी मन्त्रों का आधिदंविक और आध्या त्मि क्‌ व्याख्यान मिलता है। इससे यास्क के 
मत में मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ प्रामाणिक होते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है । 





(0)५/4/4/0000/5 


ई० वंदिक-सिद्धान्त-मीमा[ंसाया मू. 


३ --पूर्वनिदिष्ट यास्‍्क्रीय मत को ही निंकक्ते टीकाकार श्री स्केन्दः स्वार्भी (-- 
मेहेरवर) विस्तार से प्रतिपदन् करके उंपर्सहार करेते' हुए कहंते हैं -- 

“सर्वदशनेष (पूर्वनिदिष्टेष्‌ यांज्ञिकाधिदंवताध्यांत्मिकेषु) चे सर्वे. मन्‍्त्रा यौज- 
नीथा: | फुंत:- ? स्वयमेय भाणष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्थ विष्य्यत्य प्रदर्शनाय 
'अर्थं बाच: पुष्पफलमांह इति यंज्ञांदीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिशानातु। 

निरुक्तटीका ७ा४॥ 

अर्यातू-- “सब पक्षों (वाज्ञिक, अधिदेवत, और अध्यात्म) में सब मन्त्रों को 

योजना करंनी चाहिंये | क्योंकि स्वयं भांप्यकार (-+निरुक्तकार यास्के ) ने संब मंन्त्रों 

कें तीन प्रकांर के विषय बतांने के लिये अर्थ को मन्त्ररूपी वांकू का पुष्प फल कहा 
है । और यज्ञ बादि को पुष्प वा फल माना है ।* 

४--निंरेक्ते के व्यास्याता दुर्गाचार्य' ने' भी 'मन्त्रों के तीन प्रकार के अथ हैं! ऐसा: 
स्पष्ट कंहा है | जेसे -- 

के. 'आध्यात्सिकाधिदंवताधियंज्ञांभिधापिनां मन्त्राणामरर्था: परिज्ञायन्ते ।। 

निरुक्तटीका ११८॥।' 

'आंध्यांत्मिक अधिदेवत और अधियज्ञ इनः तीन किषयों: को कहनेवाले मन्त्रों के 
अ्रंथं विदित हैं । 

प. 'तत्न-दर्नन एक एवं हांसो आंद्त्यिमण्डले चाधिदंवते चाध्यात्मे च॑ बुद्धंधि- 
देवताभूंत:, स एव तत्रंतत्रोपेंक्षितव्य:- ।** श्रध्यात्मेषषि हृदयाकाशाद यानीन्‍न्द्रियाणि 
प्रंसपन्ति त एंव रधमंयःः अधिवेबते च तं एंव बिश्वेदेवा इत्युक्तम | एबं तन्न-तत्र' 
योज्यम । प्रकारमात्रमेवेब्सुपप्रदशितं माष्यकारेण । निरुक्तटीका ३॥१२॥' 

'(जहां-जहां विष्णु का कथन है,| वहां-वहां अधिदेवत में आदित्यमण्डल, और 
प्रंध्यांत्म' में बुद्धि के देवतारूप भात्मां को ही जांनना चाहिये । अधिदेवत में क्‍झ्ादित्मः 
की रश्मियां" ही विश्वेदेव हैं, और अध्यात्म में हृदयाकाश से जो इन्द्रियां निकलतीः हैं, 
वेः ही रश्मियां हैं। इस प्रक्वार मन्त्रा्थ की योजना करनी:चाहिये। भाष्यकेर ने यहां: 
प्रकारमात्र का. निर्देश: किया है ।' 

ग.' तह्मादेतेषु यावन्तो3ईर्था' उपपद्य-रन आधिदेविकाध्यांत्माधियज्ञाअ्यां: सर्व एव. 
ते-योज्या:; नत्रापराघो$स्ति. । निरुक्तटीका २॥८५॥। 

ग्राधिदेविके- आंब्यांत्मिक और अधियज्न के आश्नचित जितने अर्थ उपपन्न हो सकतेः 
हैं; उन. सबकी योजना: करनी चाहिये । ऐसा करना-कोई- ग्रप राध नहीं है. ।' 


(6)५/4/4/00700/(5 





६ वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय ४! 


इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों पर दुर्गाचार्य ने मन्‍्त्रों की त्रिविध प्रक्रिया 
दर्शाई है। 

५ --वेदज्ञों में प्रलंका रभूत, शत्दशास्‍्त्र के प्रमाणभूत आचार्य भवत्र हरि भी ' मन्त्रों 
के त्रिविव प्रक्रियागम्य प्र्थ को स्वीकार करते हैं । वे कहते हैं - 


“यथा 'इदं विष्णुविचक्तमीं (ऋ० १।२२।१७) इत्यत्र एक एवं विष्णुशब्दोउनेक- 
शक्तिः सन्‌ अधिदेवतमध्य/त्मम्रषियज्ञ चात्मनि नारायणे चघाले च॑ तथा शक्त्या 
प्रवतते ।' महाभाष्यदीपिका हु* ले०, पृष्ठ २६८ ।। 

अर्थात्‌--इदं विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १।२२'१७) मन्त्र में एक विष्णु शब्द ही 
अनेक शक्तिवाला होने से अधिदेवत अध्यात्म और अधियज्ञ में क्रथ: आत्मा (सूर्य ) 
नारायण और चषाल में स्वशक्ति से प्रवृत्त होता है। 

इसी तरह अन्य आचार्यों का मत भी इस बिषय में प्रकाशित किया जा सकता 
है । पर विस्तारभय से रुकना पड़ता है । 

कई मनन्‍्त्रों के बहुविध अर्थ भी पूर्वाचायों ने दर्शाये हैं। यथा -- 


'जत्वारि वाफ्॒परिसिता पदानि' (ऋ० १११६४।४५) इस करा के _छ: प्रकार 
के अर्थ यास्क मुनि ने दर्शाये हैं-- 


'कत्मानि तानि चत्वारि पदानि ? प्लोंकारो महाष्याहृतयश्चेत्याषंम्‌ । नामाख्याते 
चोपसगनिपाताइचेति वंयाकरणा:। मन्त्र: कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थों व्यावहारिकोति 
याज्ञिका: | ऋचो यज थि सामानि चतुर्पो व्यावहारिकोति नरुक्ता:। सर्पाणां वाग्‌ 
वयसां क्षदस्प सरीसूपस्य चतुर्थो व्यावहारिकौत्येके । पशुयु तृणवेब मगेष्वात्मनि 
चेत्यात्मप्रवाद!: ॥ निरुक्त १६।६॥ 

प्र्थात्‌--“चार प्रकार की वाक--(१) ओंकार और तीन महाव्यांहृति, यह 
ऋषियों का मत है । (२) नाम-आख्यात-उपसर्ग-निपात, यह वेयाकरण मानते हैं। 
(३) मन्त्र, कल्प, ब्राह्मणग्रन्य, व्यावहा रिकी भाषा, यह याज्ञिक मानते हैं। (४) 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद झौर ब्याहारिकीभाषा, यह नैरुक्तों का मत है (५) सपों की, 
पक्षियों की, क्षृद्र जन्तु सरीसूपों की, और व्यावहारिकी, यह कुछ आचाय॑े, मानते हैं । 
(६) पशुओं की, तृणवों की, मुगों को ओर आत्मा की यह अध्यात्मवादियों का 
कथन है । 

इन सब बातों की अच्छे प्रकार समीक्षा करके निरुक्त की ब्याख्या करनेबाले 
दुर्गाचार्य ने कहा है -- 


४२ बंदिक-सिद्धास्त-मौमांसाया म्‌ 


(क) 'अनुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दा यथाश्रज्ञं पुरुषाणाभर्थाभिधानेषु विपरि- 
णमसमाना: सर्वतोमुखा अनेकार्थान्‌ प्रत््‌ वन्‍्तीति । निरुक्तटीका १।२०।। 

“वैदिक शब्दों की श्रभिधान-शक्ति क्षीण होने वाली नहीं है " पुरुषों की प्रज्ञा 
धक्ति जैसी होती है, वैसे वैदिक शब्द अर्थों में परिणत होते हैं । वे सर्वतोमुख अनेक 
अर्थों को कहते हैं ।' 

(ख) 'नहां तेष अर्थस्पेयत्तावधारणमस्ति | महार्था ह्मते दुष्परिज्ञानाइच । 
पथाश्यारोहवं शिष्ट्याक्दव: साधु: साघुतरइच वहंति, एवमेते वक्‍तृवेशिष्टय्यात्‌ साधून्‌ 
साघुतरांश्चार्थान्‌ ल्रवन्ति | निरुक्तटीका २,८।। 


'मन्त्रों में अर्थों की सीमा नहीं है। ये महाथ .(--अनेक अर्थों से) युक्त है, 
और कठिनता से आते हैं | जैसे घोड़े पर चढ़नेवाले की विशेषता के अनुसार घोड़े 
तेज और तेजतर होते हैं, वैसे भर्थ करने वालों की प्रज्ञाशक्ति के अनुसार मन्त्र साधु 
और साधुतर अर्थ को प्रकट करते हैं ।' 

इन पूर्वाचायोँ के प्रमाणों से यह स्वंधा स्पष्ट हो जाता है कि वेद केवल द्वव्यमय 
यज्ञ के लिमे ही प्रवृत्त नहीं हुये हैं। वे सवंविद्याओं और सवंविध ज्ञानों की खान हैं। 
वहां जो आधिदेबिक अर्थ है, बह साक्षात्‌ बिज्ञानपरक है, ओर वह भी अनेकविघ है । 
उसका निदश्शन आगे किया है। आध्यात्मिक अथ्थं भी आत्मा-शरोर-परमात्मा सम्बन्ध 
से तौन प्रकार से विभक्त हैं । 


शेष जो याज्ञिक अर्थ है, वह भी बड़े महत्त्व का है। परन्तु जंसे भाजकल के 
याज्ञिक लोग यज्ञ की व्याख्या करते हैं, उस तरह से इस तकंप्रघान युग में वे अर्थ 
उनके महत्त्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते । वस्तुतः इसका कारण यज्ञश्नक्रिया के 
मूल के परिज्ञान का अभाव ही है। इसलिये यहां नि दश्शनमात्र नित्यरूप से विहित 
श्रौतयज्ञों का वास्तविक प्रयोजन बताया जाता है-- 


वैदिक वाडःमय के अनेक वार के परिशीलन से मैंने यह समझा है कि नित्यरूप 
से विहित अग्न्याघान से लेकर सहस्नसंवत्सरपयंन्त साध्य ( >>होने वाले) जितने 
श्रौतयज्ञ हैं, वे इस ब्रह्माण्ड में सग्गं से लेकर प्रलयपरयंन्त जो अतीन्‍न्द्रिय यज्ञ निष्पन्न हुये 
वा हो रहे हैं, उनके स्वरूपों का ज्ञापन कराने के लिये प्रवृत्त हुगे हैं। इस विराट 
पुरुष ब्रह्माण्ड में देवों-- प्राकृतिक तत्त्वों के द्वारा जो यज्ञ किये गये वा किये जा रहे 
हैं, उनको ही आंधार बनाकर पुस्षसूक्त का यह मन्त्र प्रवृत्त हुआ कि -- 

यज्ञेन यजश्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन । 

ते ह नाक॑ सहिमानः सचन्‍्त यत्र पूर्व साध्या: सस्ति देवा: | ऋ० १०।६०।१६।। 


वेदों का महत्त्व और उन्तके प्रचार के उपाय ४३ 


इस आधिदेविकप्रज्ञप्रतिपादक मन्त्र कौ व्याख्या यास्‍्क्र मुनि ने इस प्रकार की 
3 
है 


'यतेत यज्ञ मपजन्त देवा:ः, अग्निताइर्तिमयजन्त देवा: । अग्नि: पशुरासोत्‌ तमालभन्‍्त 
तेनाजपन्त इति च ब्राह्मणम्‌ | तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ते ह नाक॑ महिमानः 
संसेव्पन्त | यंत्र पूर्व साध्या; सन्ति देवा: साधना: । द्युस्‍स्थानों देवगण इति नरुक्ता: !' 

ह निरुक्त १२।४ १॥। 
अर्थात्‌-देवों ने यज्ञ से यज्ञ किया, देवों ने अग्ति से अग्नि का यजन किया 
झरित पशु था, उसका आलम्भन किया, उससे यजन किया, यह ब्राह्मण का कबन 
है। वे यज्ञ ही प्रधान कर्म थे। उनसे देवों ने स्वर्ग पाया। जहां पूर्वकाल्ििक यज्ञ 
कराने वाले देव थे । ये देव दय॒ स्थानीय देवगंण हैं, ऐसा नेएक्तों का मत है ।! 


जैसे वतंमान काल में भूगोल-खगोलझास्त्र के ज्ञान के लिये उनके अनेक प्रकार 
के चित्र बनाये जाते हैं, अथवा भ्तीन्द्रिय प्राचीन घटना व कथा का बोध कराने के 
लिये रंगमञ्च पर नाटक खेले जाते हैं, वेसे ही ब्रह्माण्ड के विज्ञान को प्राप्त कराने 
के लिये विविध श्रौतयज्ञों के विधान प्रवृत्त हुये हैं। इसलिये श्रोतयज्ञों के विधान 
को ठीक प्रकार से जानकर उनके प्रकृतिभूत ब्रह्माण्ड का विज्ञान अच्छे प्रकार जाना 
जा सकता है। 


इसी परमोपयोगी श्रौतयज्ञतत्व को स्पष्ट करने के लिये याज्ञिक भआधान-कम॑ की 
क्रिया को बताकर वैदिक ग्रन्थों के उद्घरणों से ही उस आधान कर्म की व्याख्या की 
जाती है - 


अग्न्याधान के लिये प्रथमत: वेदि का निर्माण किया जाता है । वेदि के निर्माण 
में यह प्रक्रिया है-यज्ञोपपोगी स्थाव का निश्चय करके उस भूमि को थोड़ा खोदकर 
वहां प्रथम जल सींचा जाता है। तदनन्तर क्रम से वराहविहृत मृत्‌ (--वराह से 
खोदी हुई मिट्टी ), वल्मीक ( >दीमक की बांबी) की मिट्टी, ऊष अर्थात्‌ क्षारयुक्त 
मिट्टी, बालू, शकंरा (>रोड्री) इनको बिखेर, इंटों को जोड़, सुवर्ण को रख, 
समिधाओं को रख, अरणी को घिस अग्नि का उत्पादन कर, वेदि में अग्नि का 
आधान किया जाता है । 


इस अग्न्याधान-प्रक्रिया में, जब यह भूमि महान्‌ अण्ड से अपनी सत्ता में आई, उस 
काल से लेकर जब तक पृथिवी के पृष्ठ पर अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ उस समय तक 
यह भूमि उत्तरोत्तर परिवर्तन को पाकर किन किन अवस्थाप्नों को पार करके प्रधमत: 
अपने ऊपर अग्नि को प्रकट करने में समर्थ हुई, यह विषय संक्षेप से बताया है । 


४४ बेदिक-सिद्धान्त-मी मांसाया म्‌ 


सलिलमयी (:--द्रवरूपी) भूमि में क्रमशः नव ६ सर्जन (अर्थात्‌ विकार या परि- 
वर्तन) हुये । इसका कथन ब्राह्मस्य ग्रन्थ में इस प्रकार किया हैँ -- 

स॒श्रान्तस्तेपान: फंनमसजत ।“**""*****“*स शआन्तस्तेपानों मर्द शुष्कापं ऊर्ष 
पघ्िकतं शर्करां अब्मानं भयोहिरण्यं ओषघिवतस्पत्यसजत । तेनेमां पृथिवों प्राच्छा- 
दयत्‌ । शा० ६११११।१३॥ 

अर्थात्‌--'फेन, सूखा द्रव्य, क्षार, वालू, शकरा ( >>रोड़ी), पत्थर, लोहा, सुवर्ण, 
ओषधि-वनस्पति ये क्रम से नव ६ सुष्ट किये गये । इन ओषघि-वनस्पतियों ने पृथिवी 
को ढक दिया ।' 

जो यहां जल में नव & सुष्टि गिनाई है, उनमें फेनरूप सृष्टि का आधघान में 
उपयोग नहीं किया जाता | अतः डेसको छोड़कर अन्य द्रव्यों का आधान प्रक्रियानुसर 
वर्णान किया जाता हैं -- 

१--जत्र यह भूमि मह॒दण्ड से अलग हुई ओर स्व सत्ता में भाई, तब उसका 
स्वरूप सलिल--द्रवरूप था । इसलिये कहा है-- आपो ह॒॒ वा इदमग्र सलिलमेवास 
(शतपथ ११।१।६।१) अथात्‌ आप ही पहले संलिलरूप थे, इस अवस्था को बताने के 
लिये यह वचन हुआ । भूमि की इसी श्रंव॑स्था को बताने के लिये वेदि में पहिले 
जलसेचन किया जाता है । 

२---अग्नि के संयोग से संलिल में फंन उत्पन्न हुआ | वही मतों के संयोग से 
घना' होकर मृद्भाव को प्राप्त हुआ | उंस समय पृथिवी स्वल्प ("थोड़ी सी) ही 
थी । इसी लिये कहा है -- 

स (फेनः) यदोपहन्यते मुदेव भवति । श० ६।१।३।३॥। 
'धावहू वराहस्य चषालं तावतीयमग्र आसीत्‌ । यंद्वराहबिहतमुपास्याग्निम/घत्ते ४ 
में. सं. १।६।३!। 

इस श्रुति-बीधित प्रवस्था को दिखाने के लिये जल-सेपग के बाद बरांह से खोदी 
हुई मिटटी बिसेरी जाती है। 

३--उसके बाद जब सूयय के तेज से मृपृष्ठ ऊपरवाला मुद्द्रव्य शुष्क हो गया 
तब शुष्कापोरूप सृष्टि हुई । इस अवस्था में उसके नीचे केवल जल ही था। उस 


१. सो5ग्निमाझतसंयोगात्‌ घनत्वमुपंप्ते ! महा० शान्ति० १५२।१५। गरम 
ट्ध को ढक दिया जाये, तो मलाई नहीं जमती । इससे स्पष्ट है कि जमने में वायु का 


संयोय कारण होता है । 








वेदों का महत्व और उनके प्रचार के उपाय ४५ 


अवस्था को जताने के लिये--वल्मीक की मिट॒टी को जिल्लेर कर अग्ति का आधान 
किया जाता है--' पहल्मीकवयामसपकोर्याग्निमाधत्ते (में. सं. १॥६।३) । 

वल्मीफ की वांबी के भीचे जल रहता है, यह निश्चित सिद्धान्त है, इसीलिये 
धस्वदेश (--मछ्-भूमि) में जल-गवेपक वल्मीक की बांबी के स्थान पर ही प्रायः 
कुआं खोदना बताते हैं । 

४-- तत्पद्चात्‌ सूर्य के तेज से वही शुष्काप म॒द्द्र॒ब्य ऊषत्व (5८क्षारत्व) को 
प्राप्त हुआ । वही ऊष 5-क्षा ररूपी सृष्टि हुई। इसलिये ऊष को बिखेरकर अग्नि का 
आधान किया जाता है “यदृषानुपकीर्यारिनमाधत्ते । में. सं. १।६१३॥। 

५--तत्पशचात्‌ वही ऊष-क्षार सूर्य के तेज से तप्त होकर बालू बना। इसी 
लिये बालू को बिखेरकर अग्नि का आधान किया जाता है--'पत्सिकतासुपकीर्याग्नि- 


साघत्ते । में, सं. ११६।३॥ 

६--उसके परचात्‌ वही बालू सूर्य के तेज से शौर भीतर की ऊष्सा से शककरा 
(>> रोड़ी) बनी । तब वह शकंरारूप सृष्टि हुई। इसीलिये शर्करा को बिखेरकर 
प्रग्िन का आधान किया जाता है--'यच्छकंरा उपकीर्यारिनमाधत्त । मे. सं, 
१।६। र।। 

शर्करा की उत्पत्ति से पृथिवी में जो वेशिष्ट्य. उत्पन्न हुआ, वह भी वेदिक 
ग्रन्थों में इस प्रकार दर्शाया गया है-- 'यह [प्रथिवी] पहले शिथिल (->"ढीली) थी। 
उसको प्रजापति ने शकरा से दृढ़ किया'--  शिथ्विरा वा इयं (प्रथिवी) अग्न आसोत्‌, 
तां प्रजापति: शक राभिरद्‌ हुत ।” में, सं १।६।३॥ 

यह पृथिवी की दृढ़ता--'येन दोषुया पृथिदी च दृढा (ऋ,. १०॥१२१।४५) इस 
मन्त्र में उपदिष्ट है । 

७--तत्पश्चात्‌ वही शर्करा अन्तरूष्मा से तप्त होकर 'अश्मत्व (--पत्थरभाव) 
को प्राप्त हुई । वही अश्मसृष्टि हुई.। इसीलिये चयन में --इष्टकाएं ( --इईंटे) रखने 
का निर्देश: है--'इष्टका उपद्धाति' । तै. सं. ५।२।८॥। 

नियत प्रकारवालौ वेदी में सुगमता के लिये इंट का उप्रयोग किया जाता. है.। 
पत्यर को नियत आकार में परिणत करना कष्टसाध्य है। इसीलिये पत्थर के स्थान 
में ईट रखी जातो हैं । 








१. द०--एपष वा अग्निर्बशवान रों यदसावादित्य: । स यदिहासीतू तस्यतद्‌ भस्म 
यत्‌ तिकता: | में. स. १।६॥३॥। 
२. शर्क राया अश्मानम्‌, तस्मात्‌ शर्करा अइमंव भवति । झत. ६११३४ ३॥। 


४६ बंदिक-सिद्धान्त-मोी मांसायास 


८--पदचात्‌ वही पत्थर अन्दर की गर्मी से तप्त होकर लोहे से लेकर सुवरण 
तक की धातुओं को उत्पन्न करनेवाले हुये | वह्ढी हिरण्यरूपा सृष्टि हुई। इसलिये 
(-- हिरण्य --सुवर्ण ) रखकर अग्ति का चयन करना चाहिये -'हिरण्य निधाय 
चेतव्यम्‌ । 

६--इस तरह प्रथिवी की रचना पूर्ण होने पर भी वह कद्ुये के पृष्ठ भाग 
(-- पीठ) के समान बिना बाल की थी। पश्चात्‌ ओषधि वनस्पर्तियों का उत्पादन 
हुआ । ओषधघि-वनस्पतियां पृथिवी के लोम थे-- 

'इये वा अलोभिकेदाग्र आसीत्‌ । ऐ ब्रा. २४।२२॥।। 

'झोषधिवनस्पतयो वे लोमानि । ज॑, ब्रा, २।५४॥ 

पृथिवी की इसी अवस्था को बताने के लिये वेदी में लोम-स्थानीय समिघाए 
रखी जाती हैं । 

इस तरह नवमी ओषधि-बनस्पतिरूपिणी सृष्टि के पैदा होने पर वायु के वेग से 
बनस्पतियों की शाखाओं की रगड़ से पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथमत:ः अग्नि उत्पन्न हुआ । 
इसी लिये आधानार्थक यजु: का पा5 है-- तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेडस्निमन्नाद- 
भन्नाद्यायादर्थष (यजु ३५) । 

इसी तत्त्व को बताने के लिये अग्न्याधान में अरणी [दो काष्ठों] की रगड़ से ही 
अग्नि का उत्पादन करते हैं। अन्य साधन से अग्नि को उत्पन्न नहीं करते । 

इस अग्य्याधानप्रक्रिया के विवरण से स्पष्ट होता है कि ये श्रौतयाग प्रकृति के 
याँगों का ही प्रधिनिधित्व करते हैं । 

इसी प्रकार सायं-प्रात: किया जानेवाला अग्निहोत्र रात्रि-दिन का, दर्शेपौरांमास 
यज्ञ कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष का, चातुर्मास्य याग तीन ऋतुओं का, गवामयन यज्ञ 
दक्षिणोत्तरायण का, ज्योतिष्टोम संवत्सर का, सहस्रप्तवत्सरसाध्य यज्ञ सहन चतुयु ग 
से सीमित सृष्टिकाल का प्रधिनिधित्व करता है। इस तरह इन श्रौतयज्ञों द्वारा अत्ति 
सूक्ष्म अतीन्द्रिय प्राकृतिक यज्ञ या क्रिया या घटनाचित्र के समान मूुर्तरूप से आंखों 
के सामने उपस्थापित की जाती (६, झ्रथवा समभाई जाती है.। इससे इन श्रोतयज्ञों के 


१. अइमनो लोहमुत्वितम्‌ । महा. उद्योग. ॥] रसज क्षेत्रजं चेच लोहसकरज तथा । 
त्रिविधं जायते हेम चतुर्थ नोपलम्यते । रसाणावतन्त्र ७।६६।। 
२, मीमांसा शाबर भाष्य १२१८ में उद्वृत | यही अथे 'हक्ममुपद्घाति (में. 


सं, ३३२।६) वचन का है। 


वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय ४७ 


अत्याइचयें-का रक परमोपयोगी प्रयोजन की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है। 

श्रौतंयज्ञों को सुष्टियज्ञ के व्याख्यान वा नाटक मानने से पशुयज्ञविषयपक पशुहिसा 
ने समस्या भी भली प्रकार सुलभ जाती हैं। जैसे --काव्य दो प्रकार के होते हैं-- 
श्रव्यकाव्य और दृश्यकाब्य-- नाटक | श्रव्यकाव्य जो इतिहासरूप होते हैं, उनमें 
युद्ध आदि के प्रसज्भधू, वा उनमें शत्रु का मारना श्रादि यथावत्‌ श्रस्तुत किया जाता 
है। परन्तु जब श्रव्यकाव्यगत ऐतिहासिक अंजझ् दृश्य काव्य -- नाटक में तथा रंगमच्न्च 
पर प्रस्तुत किया जाता है, तब वधादि हिसाकर्म का साक्षात्‌ निरूपण वा दर्शन नहीं 
कराया जाता हैं | वध आदि पटप्रक्षेप आदि द्वारा सुचित किये जाते हैँ। यह नाटक 
की अपनी विद्या हैं | सृष्टि यज्ञ में केवल पदार्थों का सर्जन ही नहीं होता, सर्जन के 
साथ किन्‍्हीं का नाश भी होता है। इनमें सजनात्मक देवयज्ञ कहाते हैं, और 
ध्वंसनात्मक आसुर यज्ञ । श्रौतसूत्र-निरदिष्ट पशुयाग सृष्टिगत आसखुर यागों के ही 
निदर्शंक हैं। इसलिये परम कवि मनीषी स्वयम्भू के श्रव्यकाव्यरूप सृष्टिकाव्य-> वेद 
में सर्जनात्मक देवयज्ञों का और विनाशात्मक आसुरयज्ञों का यथावत्‌ निदर्शन हैं। 
परन्तु जब उन्हें यज्ञरूपी नाटक के रूप में यज्नवे दिरझूप रंगमञठ्च पर प्रस्तुत किया 
जाता है, तब लौकिक नाटकों के तुल्य ही उनमें साक्षात्‌ पशुवध की क्रिया नहीं की 
जाती है| पर्यग्निकरण पयेन्‍्त कर्म करके उन्हें छोड़ दिया जाता है । इसीलिये आयु- 
वेंदीय चरक-संहिता में लिखा है-- 

'आविकाले पशवः समालभनीया बभूवः + नालम्भाय प्रक्तियन्ते सम | ततो दक्ष- 
यज्ञप्रबरकाल '**** पशब: प्रोक्षणमापु: “' * गवालम्मः प्रवतितः ** अतिसारः 
प्रथममुत्पन्नः प्रषश्नयज्ञ । चिकित्सास्थान १६।४!। 

पशुयज्ञों में आरण्य और प्राम्य दोनों प्रकार के पशु होते हैं। उनमें आरण्य 
पशुओं का पर्यग्निकरण के अन्तर उत्सजंन आज तक याज्ञिक करते चले आ रहे 
हैं। लिखा भी है-कपिज्जलादीनुत्युनन्ति पर्य श्तिक्तानू । का० प्रौ« २०।६।६।| 
इसी प्रकार पुराकाल में ग्राम्य पशुप्नों का भी उत्सर्ग होता था। यह ऊपर लिखे 
चरकसंहिता के वचन से स्पष्ट है | 

जब श्रौतयज्ञों की 'सृष्टि-विज्ञान' ही पृष्ठभूमि है, तब याज्िक-प्रक्रिया के द्वारा 
किये जाने वाले अर्थ भी सृष्टि-विज्ञान के प्रतियादक ही होते हैं। इसलिये बेदों का 
वैज्ञानिक अर्थ ही सुरुयार्थ है। 'यत्पिष्डे तद्‌ ब्रह्मा.्डे (-- जो पिण्ड में है, वही 
ब्रह्माण्ड में है) वचनानुसार सृष्टिविज्ञान की भी अध्यात्म में ही परिणति होती है। 
इसीलियें यह श्रृति प्रवत्त हुई. परटनत बेद किमृचा करेप्यंति (ऋ० १॥१६४।३० )। 
उपनिषद्‌ ध्लोर गीता में भी कहा है-- 


४८ वबदिक-सिद्धान्त-मी मां साया म्‌ 


'सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति' । कठोप, २।१५॥। 
'वेबेंइब सर्वरहमेव वेद्य/ । गीता १५।१५॥ 
अब शेष रह जाती है वेदार्थ की एक प्रक्रिया, जो “व्यावहारिकी कहलाती है। 
उसको भी वेदाथ में वेदज्ञ प्रमाण मानते है । भगवान मनु ने 'सेनापत्यं च राज्य च' 
इत्यादि पूर्व कहे हुये इलोकों से राजतीति प्रवर्तन, वर्णाश्रमधर्म, वर्तमान भूत भविष्यत 
के उपयोगी विधानों की कल्पना वेदों से ही सम्भव होती है, ऐपा कहा है | इन बातों 
को साक्षात्‌ सीधे तौर पर बतानेवाले मन्त्र बेदों में नहीं मिलते । इन कर्मों के विधान 
को बतानेवाले श्रर्थ वेदों के व्यावहारिक अर्थ को लेकर ही संभव हैं। वह व्याव- 
हारिकाथ कहीं-कहीं साक्षात्‌ प्रयुक्त उपमाओं के द्वारा, कहीं-कहीं लुप्तोपमा द्वारा, तथा 
कहीं -कहीं अन्य अलंकारं द्वारा प्रकट होता है। जैसे-- 


'जायेव पत्य उशतो सुबासा: (ऋ० १०।७११४); “विधवेव देवक्‍्स्‌' (ऋ”० 
१०।४०।२) । 

यहां प्रथम मन्त्र में “पत्नी ऋतुकाल में [शुद्ध होने पर] अच्छे कपड़े पहने" 
ऐसा द्योतित किया है | दूसरे मन्त्र में यह बताया है कि 'पति के मरने पर विघवा 
अपने देवर से नियोग या विवाह कर सकती है।' 

ऋग्वेद के प्रथममण्डलस्थ दो उषा के सुूक्तों में वाचऋलुप्तोपमालंकार द्वारा 'उषा 
के समान स्त्रियां कौन-कौन शुभगुणों से युक्त होव यह वर्णान किया गया है । इस विषय 
में स्वामी दयानन्द कृत ऋग्भाष्य से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 

उषबंद्धितसम्पादिके --ऋग्भाष्य !।४८।१२॥ उषा के समान हित का सम्पादन 
करने वाली । 

प्रभातवद्बाहुपुणयुक्त --ऋग्भाष्य १।४६।११॥ प्रभात के प्तमान बहुगुणयुक्त । 

उपदेत्कल्याणनिपित्ते -ऋग्भाष्प १।४६।१/। उषा के समान कल्याण की 
निर्मित्त । 

उषर्व॑त्पुरुषार्थनिधित्त -- ऋग्भाष्य १।४६॥३॥ उपा के समान पुरुषार्थ की 
निमित्त । 


इस तरह के ही सामाजिक अभिप्राय शास्त्रों में पारिभाषिक दर्शन शब्द से कहे 
जाते हैं। यथा शाबर भाष्य (११३।२) में लिखा है - 


१. भार्या भर्रां शोभनवस्त्रादिभिः परितोष्या इति च। अन्यथा सुवासांसि सा 
कुतः सम्पादथेत्‌ ! 


७ वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय ४६ 


(क) गुरुरनुगन्तध्यः, इत्यस्मिन्विषये-- 

“तथा च दर्शयति--'तस्माच्छ यांसं पूर्व यन्‍्त॑ पापोयान्‌ पश्चादन्बेति ।! (मै, सं. 
३।१।३) इति । * 

गुछ का अनुगमन करना चाहिये । इस विषय में इस वचन से ज्ञात द्वोता है 
कि--/उत्तम के पीछे अधम चलता है ।* 

(ख) प्रपा प्रवतितव्या तडाग॑' चर खनितव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--“तथा च दर्शनं- 
'घन्वन्निव प्रपा असि [(ते० सं* २५१२) इति । तथा 'स्थलयोदक परियृह्वन्ति ।' 
(तं० सं० १।६।११) इति ।/” 

प्रपाओं (प्याऊ) का प्रवतेन करना चाहिये, तालाब खुदवाने चाहिए । इस 
विषय में--/इस मरुभूमि में प्याऊ के समान हो', तथा *कत्रिम ऊँची भूमि से जल 
का ग्रहण करते हैं! इन वचनों से उक्त अर्थ कहे जाते हैं । 

(ग) शिखाकर्म कर्तव्यम्‌, इत्यस्मिन्विषये--“दर्शनं च--'“यत्र बाणा: संपतन्ति 
फुमारा विशिखा इब। (ऋ० ६।७५।१७) इति च।” 

शिखा रखनी चाहियें | इस विषय में - 'जहां बाण गिरते हैं, विविध शिश्वावाले 
कुमारों के समान' इस वचन से परिज्ञान होता है | 

ऊपर उदाहत वचनों के वास्तविक अर्थ तो उस-उस प्रकरण के प्रनुसार भिन्न- 
भिन्न ही हैं, परन्तु उन्हीं के द्वारा लौकिक कर्मों का भी विधान शबर स्वामी ने 
बताया है । इस तरह विविध अलंकारों के द्वारा वेदों के व्यावहारिक अर्थ भी किये 
जा सकते हैं । 

वेदों के याज्ञिक आधिद॑ विक-आध्यात्मिक अर्थ तो बड़े सूक्ष्म हैं। उनमें सब की 
बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती | परन्तु वेदों के व्यावहारिक भ्र्थ से तो साधारण लोग भी 
वेंदिक शिक्षा के अनुकूल अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बना सकते हैं । इसको 
जानकर स्वामी दयानन्द सरस्रती ने प्राचीन मन्‍्वादि ऋषियों से स्वीकृत मार्ग का 


प्राश्नय लेकर मन्त्रों का व्यावहारिक भर्थ प्रधानता से बताया है। इसीलिये उन्होंने 
अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के प्रतिज्ञा-विषय में कहा है-- 


अथाछऊत्र यस्य यस्‍्य सन्त्रस्य परमायिकरव्यावहरिकथोई़ यो रथथंथो: इलेषालंकारा- 
दिना सप्रभाण: संभवो5स्ति, तस्य द्वौ द्वावर्थों. विधास्पेते | यत्र ख लु॒व्यांवहारिकार्थो 
मवति '"।' ऋ० भा० भू०, पृष्ठ ३६२ | 








१. तडागोस्त्री त्यमरः । 


४० वेदिक-सिद्धान्त-मी मांसाया म्‌ 


भर्थात्‌--'जिस-जिस मन्त्र के पारमाथिक ओर व्यावद्टारिक दो अर्थों का इलेषादि 
अलंकारों से सप्रमाण संमव है, वहां-वहां उसके दो-दो अर्थ लिखेंगे। "*'जहा 
निश्चय ही केवल व्यावहारिक अर्थ है***** | 


याज्ञिक-आधि देविक-ग्राध्यात्मिक अर्थ प्राचीन महर्षिवर्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में 
जहां-तहां प्रदर्शित किये हैं । इसलिये उस तरह के अर्थ स्वामी दयानन्द ने साक्षात्‌ 
नहीं किये | यह भी उन्होंने वहीं कहा है--- 

'परन्त्वेतेवेंद्मन्त्रे: कर्मकाण्डविनियोनित॑र्यत्र यत्रार्निहोत्राद्यपवमेधान्ते यद्यत्कतंव्यं 
तत्तदन्न विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कृतः ? कमंकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशतपथब्राह्मण- 
पुवंभोमांसाभ्रोतसूत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । पुनरतत्कथनेनानुविग्रन्थदत्‌ 
पुनदक्तिपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति ।! ऋ० भा० भू०, पृष्ठ २६२ | 


अर्थात्‌--'कमंकाण्ड में विनियुक्त इन वेदमन्त्रों से अग्निहोत्र॒ से लेकर अश्वमेघ- 
पर्येन्त जो-जो कतंव्य कम करना होता है, उसका यहां (5-इस वेदभाष्य हें) 
विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे । क्योंकि कर्म कौण्ड के अनुष्ठान का ऐतरेय शतपथ आदि 
ब्राह्मण, पूर्वमी मांसा और श्रौतसूत्रादि ग्रन्थों में यथार्थ विनियोग बता दिया है। 
उसके पुन; कथन से अनाषं ग्रन्थों के समान पुनरुक्ति झोर पिष्टपेषण दोष की श्राप्ति 
होती हैं ।' 

इस प्रकार वेदार्थ के विषय में कुछ कहकर, वेदों में प्रतिपादित किये गये ग्रती- 
न्द्रिय, अतिसूक्ष्म सृष्टि-विज्ञान के प्रतिपादक कुछ मन्त्र उद्घृत किये जाते हैं । 

महदण्ड -- विराट पुरुष की उत्पत्ति--परम पुरुष के सान्निष्य या ईक्षण से प्रकृति 
उत्तरोत्तर बिपरिमाण को प्राप्त होकर भूतोत्पत्त्यनन्तर भ्रण्डभाव को प्राप्त हुई । 
मन्त्रों में यह अण्ड ही “गर्म' शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। इस अण्डोत्पत्ति- 
विषयक अनेक भन्‍्त्र वेदों में मिलते हैं। परन्तु यहां दो ही मन्त्र उदाहृत किये जाते 
न 
१. समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में इस प्रकार के संस्यातीत अण्ड उत्पन्न होते हैं. । 
विष्णु पुराण में कहा है-- 


अण्डानां तु सहल्ाणां सहस्राण्ययुतानि च | 
ईदझझञानां तथा तत्र कोटि-कोटिशतानि च॥ वि* पु० २।६।२७॥ 


दायूपुराण में भौ--अण्डानाभी दुशानां तु कोटघो गेया: सहल्तश: । १५१५४६॥। 


(6)५व/ध/0000/(5 


शा न _++++ ममता ०-५ ता" 





वेदों का महत्त्व श्र उनके प्रचार के उपाय ५१ 


तमिद्‌ गर्भ प्रथम दध्न आपो यत्र देवा समगच्छुस्त विददे । 
अजत्य नाभावष्येकर्माप्तं यल्मित्‌ विद्रवा भदनानि तस्थुः ॥।/' 
ऋण १७॥५८२|६।। 
“हिरण्यगर्भं: समवतेताग्रे भूपत्ए जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स॒ दाधार पृथियों द्यामुतेमां कत्म देवाय हविषा विधेम || 
कं ७० १०।१२१।१।॥ 
इन मन्त्रों में स्‍्तृत क-अज-हिरण्य गर्म शब्दों से सगे के आरम्भ में उत्पन्न होने 
वाला महृद्‌ अण्ड कहा जाता है । वही आदिदेव-प्रजापति-सहस्रशी्ष -पुरुष भादि पढों 
से स्मृत है। इस विषय में वायुपुराण के सृष्टि-प्रकरण के 'प्रकृतिक्षोभण नामक 
पथ्चमाध्याय का चालीसवां श्लोक द्रष्टव्य है -- 
आद्त्वाच्चादिदेवो$सावज[तत्वास्ज: घ्मृत: । 
पाति यप्प्रत्प्रजाः सर्वा: प्रजापतिरतः स्मृतः ॥३/ 
अर्थात्‌--प्रकृति का आदिनज प्रथम विकार होने से 'आदिदेव', प्रकृतिरूप से 
अनादि होने से 'अज', ओर सब प्रजाओं (८""अपने अन्तर्गत निष्पन्न होनेवाले सब 
लोकों) का पालक होने से 'प्रजापति' कहा जाता है । 
इस अण्ड को उत्पत्ति आप (-- जलतत्त्व में भ्रग्नि के प्रवेश से होती है । यह भी 
मन्त्र स्पष्ट कहता है -- 
अग्नि या गर्भ दघिरे विश्वरूपास्ता न आपः हां स्पोता मवस्तु ।' 
ते# सं> ५६।१॥ 
प्र्थात्‌-- जिन विश्वरूप धारण करनेवाले आपों ने अग्नि को गर्भ में धारण 
किया, वे सुखकारक होदें । 


इस विषय में वायुपुराण का निम्नलिखित इलोक देखने योग्य है-- 
'पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुपग्रहेण च। 
मह॒द।दयों विशेषान्ता अण्डप्रुत्पादयन्ति वे ॥|| ४।७४॥ 
अर्थात्‌--पुरुष -प रब्रह्म से अधिष्ठित होने से, तथा अ्रम्यक्त --प्रकृति के 
अनुग्रह से ८महत्‌ से लेकर 'विशेष ->पज्चतन्मात्रा पयेन्त--बविकार अण्ड को उत्पन्न 
करते हैं ।' 
जब उस अभण्ड में प्रथिष्यादि लोक पृणुेता को प्राप्त होते हैं, तब वहू अण्ड 


अरे वेदिक-सिद्धाश्त-मी मांसाया म्‌ 


अन्तरूष्मा के कारण तप्त होकर स्व समान हो जाता है। यही मनु जी ने कहा 
है ---तदण्डमभवद्धंम॑ं सहल्लांघुसमप्रमम्‌ । ११६।॥! 
उस अवस्था को श्राप्त हुआ वह अण्डरूप गर्भ हिरण्याण्ड वा हिरण्यगर्भ शब्द से 
व्यवहृुत होता है । उसी का वर्णंन पूर्व उद्वृत हिरण्यगर्भ: सप्वर्तंताग्रे*” मन्त्र में 
मिलता हे । 
पूणेता को प्राप्त हुआ वह अष्ड कालान्तर में जब फूटा, उस समय दावा पृथिवी 
दोनों भ्रत्यन्त समीप में वतंमान थे । इसी का कथन निम्न मन्त्र में किया. है-- 
जामो सयोनी मिथना सभोकसा । ऋ० १।१५६।४।॥। 
इस मन्त्र में 'जामो' इस विशेषण से द्यावप्रथिवी की सहोत्पत्ति प्रकट होती है। 
'सयोनौ” पद से मह॒दण्डरूप के एकयोनित्व, 'सिथुना' शब्द से परस्पर सहभाव, और 
'समोकसा' पद से समान-निवासस्थान प्रकट होता है | 
इसी मन्त्रगत 'समोकसा' पद का ब्राह्मणग्रन्थों में निम्न प्रकार क्यास्यान मिलता 
है-- 
'द्यावाप्रथिवी सहास्ताम्‌ । ते. सं. ५।२।३; ते. ब्रा. १।१ ३। रे।! 
'सह हैवेमावग्ने लोफावासतुः । शत७ ७।१॥२।२३॥ 
अर्थात्‌-- 'उस समय दौ और पृथिवी दोनों लोक साथ-साथ थे ।' 
कालान्तर में ये समान-निवास-स्थानवाले [द्यावापृथिवी) अलग हुये । उनकी 
पृथक्ता वा दूरी सूर्य के आकाश में चढ़ने से हुईं। इसका वर्णंत इस मन्त्र में किया 
है-- अग्न आयाहि दीतये ।” साम. पृ. १।१।१।। 
इस मन्त्र की शतपथ में ऐसी व्याख्या की गई है -- 
'प्रग्न आयाहि बीतये इति । तद्ेति मवति बवीतय इति समनन्‍्तकमिव हुवा इसे 
अग्रे लोका आसुरिति उन्मृश्या हैव द्यौरास इति ।' श० १॥४।१।७॥। 
अर्थात्‌ - हि अग्ने ! आओ [थ्ावापृथिवी को] दूर करने के लिये । “वीतये' 
से दूर होना अर्थ कहा है॥ आरम्भ (5 उत्पत्तिकाल) में ये लोक सम्रीप थे । द्यु लोक 
छूने योग्य था 


इस मन्त्र में धावापृधिवी का टूर होना अग्नि के कारण हुआ है, ऐसा भश्रतिपादन 
किया है । साथ-साथ वर्तमान द्यौ और प्रथिवी इन दोनों का अलग होना--इमों 
-लोको सह सन्‍्तौ व्यताम' इस ब्राह्मणग्रन्थ के वचन से भी विदित होता है । 


वेदों का महत्त्त और उनके प्रचार के उपाय भरे 


सूर्य के द, अर्थात्‌ आकाश में चढ़ने का वर्शंत अनेक मल्त्रों में मिलता है । 
जैसे “इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आसूर्य रोहयद्‌ दिवि ।' ऋ० १।७।२॥। 

मर्थात्‌-'इन्द्र ने विस्तृत प्रकाश के लिये सूर्य को द्यूलोक में स्थानान्तरित 
किया ॥ 

सूर्य और पृथिवी के दूर होने पर मध्य में अन्तरिक्ष बढ़ा । जैसा कि निम्त मन्त्र 
इसी तत्त्व का कथन करता है -- 


'घत्ते दिवि बचें: प्रथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र | 
येनान्तरिक्षमुवतितन्थ त्वेष: स भानुरणवों नचक्षा;।। ऋ० ३॥२२॥२॥ 
प्र्थात्‌-'है अग्ने ! जो तुम्हारा द्य लोक में तेज है, और जो प्रोषधियों वा 
जलों में यजनीय अंश है, जिससे यह अन्तरिक्ष विस्तृत हुआ है, वह प्रकाशरूप भणुव 
(>समुद्र) प्राणियों की दृष्टि को देनेवाला है। 
द्यावापृर्थिवी के श्रलग होने से अन्तरिक्ष का प्रादुर्भाव होना ब्राह्मत॒म्रन्थों में भी 
वरित है -- 
सह हेवेमावग्न लोकवासतुः । तयोबियतयोरन्तरेणाकाश आसीत्‌, तदन्‍्त- 
रिक्षममवत्‌ ॥ झ्० ७।१।२।२३॥। 
अर्थात्‌ -'ये द्युऔर पृथिवी लोक पहले साथ-साथ थे । उनके . दूर-दूर होने पर 
जो मध्य में आकाश था, वही अन्तरिक्ष हुआ। 


अग्नि के कर्म से द्यावापरथवी अलग हो गये । उनके अलग होने से अन्तरिक्ष 
विस्तृत हुआ । इसी लिये उक्त मन्त्र में कहा है कि 'येना (अग्निना) न्तरिक्षमुवतितन्थ 
(ऋ० ३।२२।२) । 

धावापृ्थिती के अलग होने में, 'सूर्य के दिव्यारोहण में, तथा अन्तरिक्ष के 
विस्तार में अन्य देवता भी सहायक हुये । इसलिये वेंदों में अन्य देवताओं के भी ये 
कमंत्रय कहे गये हैं । 

मरुतों की किरणें-पृथिवी से लेकर दा पर्यन्त मंहतों का स्थान है। वे ४६९ 
( ->उचास) संख्यावाले हैं । वे सात हरिवहों (सात घरों) में विभक्त हैं। एक-एक 
गण में सात-सात संखझूया में रहते हैं। इसलिये शतपथ में कहा है--''सप्तसप्त हि 
सरुतां गणा:” (श० ६।३।१।२५) । उनमें एक गण मरीचि' नाम का है! उन 





नाप... +++++ कक ** बा क या -पार----मडा ना जा कसा सना हाशाकाा 2० -मममामा--++०++न न नननमननन-- 33 सस नन-मझ-यकु नम -+-न मनन वन नभभनन नभभ तन नि तन $ ह "तशल्‍ न ततत्तत  चचचततततततततततततत चचचखिचोचचतता फअखि -जियय»प8”?थः_ततत_तत++ा ह<*ऊ 


१, सम्भवतः छठे परिवह के मरुत्‌ मरीचि नामवाले हैं। डनके सान्तनिध्य से 


भ््ट वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसाया म्‌ 


मरीचि नाम के मरुतों के किरणों भी होती हैं। इसीलिये वेदों में अनेक स्थलों पर 
मरुतों का 'रक्मवक्षस: ऐसा विशेषण पाया जाता है। उनकी किरणों की सूय- 
रश्मियों के साथ उपमा की जाती है--'विरोकिण: सूर्यस्येव रइमयः (ऋ० ५)५५॥३)। 
उत्तर मन्त्र में सूर्य के समान ही मछतों की चक्षण --दर्शनक्रिया कही गई है । जैसे -- 
'आभुषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिदृक्षेण्यं सुर्यस्पेव चक्षणम्‌' (ऋ७० ५॥५५॥४४) । 
यजुर्वेद में 'दायुरसि तिग्मतेजा: (१।२४) ऐसा पाठ है + षछ्तपथ में इसकी व्याख्या 
में--'एतह तेजिष्ठं तेजो यदयं पवते (१।२।४॥।७) 'यह तेजों में भधिक तेजवाला 
है, जो वायु वहता है ऐसा कहा है । इस वंदिक तत्त्व का निदर्शन हो गीता के 
'मरीचिसंस्तामस्मि (१०॥२१) (5-८ 'मरीचियों -- रव्मियों में मैं मठतों की मरीचि 
हूँ ) वचन कहा गया है। 

सहुस्नरश्मि सुयं -सूर्य में जो किरणों हैं, वे सहस्न प्रकार की हैं। सूर्य रश्मियों का 
सहस्रविघत्व ऋग्वेद में कहा गया है - 'युक्ता हास्य हरय: शता दल्च/ (६।४७।१८५) । 
वेसे ही ब्राह्मण भी कहता है--“सहस्न' हैत आदित्यस्य रश्मयः' (जें» उप० ब्रा० १ 
४४।५) । महाभारत में भी कहा है--'यस्य रश्मिसहल्नषु' (शान्ति ३७२॥३) । 
पुराणों में इन सहख्र रश्मियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। (वेखें--वायुपुराण 
५३। १६-२३; मत्स्यपुराण १२६५।१८-२२) । 

ये ही सहस्नविध किरण स्थल रूप से सात विभागों में विभक्त की जाती हैं । 
इसी लिये सूर्य 'सप्तरदिम “सप्ताइव' आदि नाम से व्यवहृत होता है । 

आदित्य-भण्डल में कालापन - आदित्य मण्डल के मध्य भाग में कालापन या 
कलंक है । इसी लिये वेदों में भादित्य को बहुघा “कृष्ण” शब्द से स्मरण किया गया 
है । जे से -- 'कृष्णो नोनाव वृषमों यदीदन' (ऋ० १।७९।२)। यहां “क्रृष्ण” पद से 
आदित्यरूप अग्नि का निर्देश है और “आ कृष्ण ई जुहुराणों जिधति' (१६० ४।१७। 
१४) इत्यादि में आदित्यरूप इन्द्र | इसीलिये ज॑मिनि ब्राह्मण में कहा है--- 

'असावेद संवत्सरों योइसो तपति । तस्य यद्‌ भाति तठत्‌ संबत्‌, यश्मष्ये कृष्णं 
मण्डल तत्सर इत्यधिदंबतम्‌ इति । जें० ब्रा० *।२८।। 

अर्थात्‌--जो यह तपता है, वह संवत्सर है । उसका जो प्रकाश करनेवाला 
भाग है वह 'संवत्‌ है। और जो 'कृष्ण' भाग है वह स२' है।” 





नीचे ऊपर के पञचम ओर सप्तम परिवह में रहनेवाले मझरुतों का भी वेद में रुक्‍स- 
वरक्षस: विशेषण मिलता है । 


वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय धर 


ये काले घब्बे या कलंक रादा गतिशील रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते | 
इसी लिये इनको 'सर'' नाम से पुकारा गया है। 
ये ही आदित्य-मण्डल में रहनेवाले काले कलंक चलते रहने से ही 'सपं” कहलाते 
हैं । 'सपंरा का अर्थ भी चलना है। आदित्य-मण्डल में सर्पों की सत्ता- 'ये वामी 
रोचने दिदो'** “* तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः (यजु० १३।८ ) इस मन्त्र में कहो है'। 
इसलिये ब्राह्मणग्रन्थ भी कहता है--'सर्प्या वा आदित्या: [(तांब ब्रा० २५।१५॥४) । 
कहीं-कहीं 'सर्पा वा आदित्या:' ऐसा पाठ भी है। अन्यत्र भी कहा है-- 
“फ्त्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ । 
वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्पाश्विनं विना | 
अर्थात्‌ व्योम -- आकाझ में विचरण करनेवाले नागों के फुत्कार के विष से 
वर्षा में बरसनेवाला दिव्य जल भी अध्वि नत्रत्र के थोग (>"श्राश्विन मास) के 
विना विषयुक्त होता है, भर्थात्‌ श्राश्विन मास का जल शुद्ध होता है, इसे गंगाजल भी 
कहते हैं ।' 
पाइचात्य वैज्ञानिकों ने अभी -अभी सूर्य-मण्डल में रहनेवाले कालेपन को जाना 
है | वंदिक विद्वान तो वेदों द्वारा इस सिद्धान्त को आदि काल से ही जानते हैं। 
इसलिये कहा गया है कि सब तरह के अठीन्द्रिय ज्ञान को बोध कराने के कारण 
ही वेदों का वेदत्व है। जंसा कि सायरा ने अपने तै० सं० भाष्य के उपोदघात में 
कहा है-- 
'प्रत्यक्षेणानुमित्या बा यरतृपायों न बुध्यते । 
एतं॑ दिदन्ति बेदेन तस्माद वेदस्थ वेदता ॥ ' 
अर्थात्‌-' प्रत्यक्ष से वा अनुमान से जो [आध्यात्मिक वा आधिदंबिक अतीन्‍न्द्रिय 
रूप] अर्थ नहीं जाना जाता है, वह वेदों से अवश्य जाना जाता है। यही वेदों का 
वेदत्व है ।' 
इस तरह वेद- ज्ञान का महत्त्व और उसके वभव को बताकर, अब हम वेदों के 
प्रचा र-प्रसार के कुछ उपाय बताते हैं-- 
वेदों के पुनः प्रसारण के उपायों पर विचार करने से पहिले यह जानना चाहिये 


बम 33 क्‍अन्‍ब 


१. सरन्तीति सरा: | प्राद्यच्‌ । 
२० शब्दचिन्तामणिकोषः (भा> १, पृ० ७६६) में मांग शब्द पर उदबत पद्म । 
३. सायणाचायइत तैत्तिरीयसंद्विताभाष्य के उपोदषात में उद्घत इलोक । 


५६ वे दिक- सिद्धान्त-मीमांसाया।म्‌ 


कि इसका क्या कारण है कि परम विद्याओं की खान होते हुये भी वेदों का प्रसार 
उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है ? रोग के निदान के विना चिकित्सा नहीं होती । 
इसलिये वेद-प्रसार का ह्वास क्यों हुआ, यह जानना आवश्यक है । इन कारणों में 
कुछ कारण भारतीय परम्पराजन्य हैं, ओर कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उत्पादित 
हैं । उनमें भारतीय परम्पराजत्य कारण ये हैं--- 


प्रथम--ववेदाघ्ययन केवल अदृष्ट के लिये है, न कि किसी दुष्ट फल को प्राप्त 
करने के लिये। 

इस मत का प्रसार होने से “मन्त्र अनर्थंक हैं' इस मत का प्रादुर्भाव हुआ। 
इससे जो वेदों का मानव-जीवन के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध था, वह नष्ट हो गया। 
उसके नाश से वेदाष्ययन को प्रनर्थंक मानकर लोगों ने वेद का प्रठन-पाठन छोड़ 
दिया ॥ 

द्वितीय--बेद केबल यज्ञों के लिये प्रवत्त हुये हैं ॥ उनके अतिरिक्त वेदों का भोर 
कोई प्रयोजन नहीं है । 


इस मत के प्रादुर्भाव से वेदों के आधिंदेविक आध्यात्मिक अर्थों के साथ विज्ञान 
का जो साक्षात्‌ सम्बन्ध था, वेह नष्ट हो गया | उसके नाश से निष्प्रयोजनत भाव 
को प्राप्त हुये वेदाष्ययन को “प्रयोजन के विना मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवत्त नहों 
होता' इस न्याय के अनुसार लोगों ने छोड़ दिया । 

तृतीय- यज्ञ भी केवल अदृष्ट के लिये है, उसका अन्य कोई लौकिक फल 
नहीं दे । 

इस मत के प्रसार से वेद का 'सृष्टि-विज्ञान का ज्ञापन करना रूप मुख्य प्रयोजन 
छूट गयो । और आजकल के श्रद्धारहित, केवल तकंप्रधान लोगों ने उनसे विमुख 
होकर यज्ञों को छोड़- दिया । यज्ञकर्मों के. लोप से ब्राह्मणावत्ति का नाश, उसके नाश 
से वेदाध्ययन की प्रवत्ति भी संकुनित हो गई । 

चतुर्थ -- स्त्रियों ओर छुद्ों को वेदों के सुनने-का- भी अधिकार नहीं, तो फिर 


१, द्र०- यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थकं भवतीति कौर््सः, अनर्थका हि मन्त्रा इ्ति 
(निस्क्ते ११५)! पृत्रमीमांसा [ शंप्ज ३शच ३६) में इस गत को डपस्थित करके. प्रोढ 
युक्तियों से इस मत का खण्डन क्रिया है । 

२. अथास्य वेदमुपशण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरण वेदोच्चाररों जिद्वाच्छेदः, 
घांरणें शरीरभैद इति (वेदान्त-शाड्धूर-भाष्ये १॥३।३८) ! स्त्रीशुद्रों नॉधीयॉताम्‌ 
इति च । 


८ वेदों का महत्त्व शोर उनके प्रचार के उपाय ५७ 


उनके अध्ययन को तो क्‍या कथा ? 


स्त्रियां के लिये वेदाष्ययन का प्रतिषेंध करने से पत्नियां वेदज्ञान-रहित हो गईं । 

उनके बंदिक-ज्ञानरूप संस्कार के अभाव से वे अज्ञान आवत्त हो गईं । इससे उनकी 
सनन्‍्तान भी वंदिक-पंस्कार से रहित हो गई । इससे कुल नष्ट हो गये। शाद्रों के 
वेदों के श्रवणाधिकार को छीन लेने से वे भी वंदिक-संस्कारों से रहित होकर आय॑ 
होते हुये भी अनाये बन गये | इस प्रकार मानव-्संख्या का स्त्रीरूप अधंभाग तथा 
शुद्रूप अन्य अब भाग अर्थात्‌ कुज्न मानव संख्या में ३/४ भाग ने वेंदिक संस्कार- 
राहित्य के कारण ग्रनायंत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान्‌ मनु ने चेतावनी दी 
थी-- 

'कुविवाहैः क्वियालोप॑बंदाध्नपष्पपनेन च | 

कुलान्‍्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेश च्‌ |। ३।६३॥।। 


शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः: क्षत्रियजातय: । 
वुषलत्वं गता लोके ब्राह्मगादशंनेन च || १०१४३॥। 


अर्याउ-- कुत्सित विवाहों, वर्णाश्षम की क्रिया के लोप, वेद के अनध्ययन, 
और ब्राह्मणों -- वेदविद्‌ विद्वानों के निरादर से कुल नष्ट हो जाते हैं | धीरे-धीरे 
कियालोप से और वेदविद ब्राह्मणों के अदर्शन से ये प्रंग बंग कलिज्भ क्षत्रिय जातियां 
वृषल बन गईं । 

जब क्षत्रिय जाति ने भी वेदों के अध्ययन से, और बंदिक क्रिया के लोप से 
ब॒ंषलत्व (शूद्र॒त्व ) प्राप्त कर लिया, तब छ्त्रियों की तो क्या ही कथा, जहां अज्ञान 
का ही एकछत्र साम्राज्य है । 

पञ्चम -- पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से तपोनिष्ठ ज्ञानी ब्राह्मणों की उपेक्षा तथा 
अनादर । 


जगत्‌ में यह साधारण नियम है कि 'समराज में जिस तरह के मनुष्य की. पूजा 
होती है, उप्ती तरह का सब लोग अपने आपको बनाने में प्रवृत्त होते हैं!'। इसलिये 
पारचात्य शिक्षा के प्रभाव से पाइचात्य भाव वा भाषा में दीक्षित घनी अनार्यों के 
प्रति सम्मान की भावनाओं के उदय होने से ब्राह्मण भी “आग्ल भाषाध्ययन से किसी 
न किसी तरह घनोपाजंन ही हमारे लिये श्रेयस्कर है ऐसा मानकर कुल-परम्परागत 
वेदाध्ययन को छोड़ बंठ | 

अब पादरचात्य विद्वानों द्वारा उत्पादित कारणों को, जिनसे वेद के प्रस्तार में 
विशेष ह्वास हुआ, प्रस्तुत करते हैं-- 


पद वदिक-सिद्धान्त-मी मांसापाघ् 


प्रथम-- अनेक ईसाईमत पक्षपाती मैक्समूलर प्रमृति विद्वानों द्वारा अनुसंधान के 
बहाने से वंदिक वाड मय के विषय में कल्पित अनर्गल प्रलापों के द्वारा उसकी निन्‍्दा 
ओर उसके विषय में अश्वद्धा उत्पन्न करना । 


अनेक पाइ्चात्य विद्वानों ने संस्क्ृतभाषा और वैदिक वाड मय के विषय में किस 
भाव को मन में रखकर प्रयत्न किया, इस विषय को स्पष्ट करने के लिये उनके कुछ 
बचनों को प्रस्तुत करते हैं। पहिले प्रसिद्ध तथा वैदिक वाडः मय में विशेष परिश्रम 
करनेवाले मैक्समूलर के बचन देखिये--- 

(क) “वंदिक यूक्तों की एक बड़ी संब्या ऐसी है, जो छोटे बच्चों की बात के 
समान मृखंतापूर्रों हैं। अनेक जटिल, अधम और साधारण है ।' 

(ख) 'मेरा अनुवाद, मेरा (सायराभाष्य सहित ऋग्वेद का) संस्करण उत्तरकाल 
में भांरत के भाग्य के विधान में अत्यन्त प्रभावशाली होगा। क्योंकि यह (८ ऋग्वेद ) 
उनके धर्म का मूल है। मैं निश्चय से यह अनुभव करता हुं कि भारतीय धर्म का 
यह मूल कंसा है, $सका बताना गत तीन सहस्न वर्षों से पैदा हुये प्रभावों को समूल 
उखाड़ देने में प्रधान उपाय है ।' 


(ग) “संसार के सब धर्मों में “नई प्रतिज्ञा' (ईसाप्रोक्त बाईबल) ग्रन्थ ही 
उत्कृष्ट है । उसके बाद आता है कुरान नाम्रक ग्रन्य, यह तो आचार-शिक्षा में 'नई 
प्रतिज्ञा' का रूपान्तर ही है। उसके बाद आती है 'प्राचीन प्रतिज्ञा (>>यहूदी बाई- 
बल), दाक्षिणात्य बौद्ध पिटक, वेद और अवेस्ता ग्रन्थ । 

(घ) मैक्समूलर के वेदिक वाड मय के कार्य को उनके मित्र किस दृष्टि से 
देखते थे, उसको बताने के लिये मैक्समूलर के ई० बी० पुसे नाम्त के मित्र ने जा पत्र 
मैक्समूलर को लिखा था, उसका निम्न वचन देखने योग्य है-- 


“आपका यह (वेदविषयक) कार्य भारतीयों को ईसाई मतानुयायी बनाने के लिये 
क्रियमाण प्रयत्नों में नवयुग का प्रवर्तक होगा ।/ 


() अलबटे वेबर नामक प्राध्यापक ने लिखा--'कृष्ण का मत, जो सम्पूर्ण 
महाभारत में व्याप्त है, वह देखन योग्य है। वह ईसाई मत की कथाओं और अन्य 
पाइचात्य मत के प्रभाव को स्थापित करता है । अर्थात्‌ कृष्ण के मत पर ईसाई मत 


१. मैव्समूलर का भाषण संख्या ४, सन्‌ १८८२ । 
२. मैक्समूलर का स्वपत्ती को लिखे (सन्‌ १८६६) पत्र का अंश | 
३. यह अर मैक्समूलर ने स्वपुत्र को भेजे पत्र में लिखा है| 


वेदों का महत्व और उनके प्रचार के उपाय ध्९ 


की कहानियों तथा अन्य पराश्चात्य मत का प्रभाव दिखाई देता है।' 


(चे) इसीलिये ईसाईमत पक्षयाती विद्वान लोग “महाभारत ग्रन्थ ईसा के 
बहुत पश्चात्‌ लिखा गया ऐसा लिखते हैं। 


(छ) मोनियर विलियम्स नामक प्राध्यापक, जिसने संस्कृत-भ्रांग्ल-भाषा का 
बृहद कोश बनाया है, वह स्वकोश-रचना का प्रयोजन बताते हुये उसके उपोद्षघात 
में लिखता है -- 

ह जो संस्कृतांग्लभाषा-कोश के निर्माण का कार्य, तथा संस्कृत ग्रन्थों का 
अनुवादकाय बौडन ट्स्ट द्वारा सम्पादित किया जाता है, वह भारतीयों को ईसाई 
रत में दी क्षित करने के लिये प्रवत्त हुये हमारे देशवासियों को सहायता के लिये 
किया जा रहा हे । 


ज़ब पाश्चात्य दविद्वानों के द्वारा किये कार्यों की ऐसी स्थिति है, तो कोन मूर्ख 
अनुसन्धानव्याज से किये गये मेक्समुलर आदि के कार्यों में विश्वास करेगा ! 


द्वितीय--भाषा विज्ञान के बहाने दंवी भाषा तथा वेदिकवाइ मप्र पर भीषण 
प्रहार करना । 


पाश्चात्य विद्वानों ने कई भाषाग्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके “भाषा- 
विज्ञान' नामक एक नये मत का आविष्कार किया । यद्यपि वह अत्यन्त दोष पूर्ण 
है. तथापि उश्चके आश्रय को लेकर सर्व-माषा-जननी देवी भाषा को उसके गौरवमग 
स्थान से पदच्युत करके के लिये 'भारोपीय भाष" ([॥00 एकता 
].3072७४४९) नामक एक नई भाषा को कल्पना को। उसके असिद्ध होने अर्थात्‌ 
उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण न होने पर भी उसे वर्तमान भारोपीय भाषाओं की 
जननी मानकर ग्रीक लेटिन भाषाओं के समान उस 'कल्पित भाषा को पौन्री स्थानी 
देवी वाक है, ऐपे मत की घोषणा की है । 


इतना ही नहीं--जंसे सामान्य मूर्ख लोग अज्ञान से वर्णों के ठोक-ठीक उच्चारण 
में सामथ्यं न रखने के कारण शिष्टव्यवहृत शब्दों में वर्ण-लोप-आगम-विकार- 
विपयंय आदि करते हैं, और कालान्तर में वही अपशब्दरांशि भाषाभाव कौ प्राप्त 
हो जाती है, इसी प्रकार देवी वाक्‌ भी किसी पुरातन भाषा से विकृत, होकर बनी 
है, ऐसा कहते हैं । 





१. द्र०--संस्कृत् साहित्य का इतिहास (सुलम संस्करण, सन्‌ १६१४) पृष्ठ 
१८६ टिप्पणी । 


६० वदिक-सिद्धान्त-मी माँसायाम्‌ 


कुछ अ य लोग कहते हैं कि पुरानी किसी प्राकृत भाषा का ही संस्कार करके 
ब्राह्मण लोगों ने इस देववाणी ,संस्कृत-भाषा) की रचना की है। अध्यापक रैप्सन 
कहता है--- 

'भारतीय आरयों का लिखा हुआ वृत्तान्त उन साहित्यिक भाषाओं में सुरक्षित 
है, जो व्यावहारिक भाषाओं से विकसित हो चुकी थीं ।' 


तृतीय डावबतिन प्रतिपादित विकासवाद के अनुसार सत्य भारतीय इतिहास का 
खण्डन करना वा उसे त्तोडना-मोड़ना । 


जितना भारतीय इतिहास प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध है, वह सब एक मत से 
प्रतिपादन करता है कि-- 'सृष्टि के आदि में मानव परम ज्ञानी व अनेकविध 
शक्तियों से सम्पन्न थे, घर्मं सत्त्व से युक्त और अत्यन्त दीर्घायु थे। उत्तरोत्तर 
ज्ञान शक्ति आयु में हास होने लगा । लोग रजोगुण और तमोंगुण से युक्त हो 
गये | इसके जिपरीत _ विकासवाद मत यह कहता है कि मनुष्य. आदि काल में 
पशुओं के समान जड्भल में रहनेवाले, मांसाहारी और अज्ञानी थे। उत्तरोत्तर वे 
विकास को प्राप्त होकर सम्य बन गये। इतना ही नहीं मनुष्यों के पूबंज वन- 
मानुष थे, उनके पूर्व॑ज बन्दर, उनके पूवंज और कोई | इस तरह से सब प्राणी 
'अमीबा' नामक प्राणी से उत्तरोत्तर विकसित होकर बने ।' इस मत का आश्रय 
लेकर ही पाश्चात्य विद्वान्‌ बेदों को साधारण लोगों--गडरियों के गीत बताते हैं । 


ये ही पाश्चात्य विकृत मत हमारे विश्वविद्यालयों में आज भी पढ़ाये जाते हैं । 
इस कारण विश्वविद्यालयों में पढ़े हुये लोगों को बेँदिक वाह मय में न केवल 
अश्रद्धा उत्पन्न होती है, अपितु वे ही कालान्तर में भनुसन्धान कार्य करते हुए 
वेदिक वाडः मय के विषय में पाश्चात्य विद्वानों से भी हीनतर मतों को व्यक्त करते 
हैं। इसको बताने के लिये हम दो भारतीय विद्वानों का यास्क-निवंचन-सम्बन्धी 
मत उपस्थित करते हैं -- 

(क ) राजवाड़े इस उपनाम से प्रसिद्ध काशीनाथ लिखते हैं--"निरुक्त की 
निवंचन पद्धति ऐसी है कि उसे न विज्ञान कह सकते हैं,ओऔर न विद्यास्थान *****॥ 
निरुक्त विज्ञान नहीं है, अपितु विज्ञान का उपहास है ॥"***: निरुक्त का निवंचन 
प्रकार केवल भ्रम है, अथवा मानव-मस्तिष्क का व्यर्थ प्रयोग है । +***' मैं साहस- 
पूवंक कह सकता हूं कि निरुक्त की नि्वचंन-पद्धति अयुक्त (>-मूखंतापूर्ण ) है। 
फिर भी वह आ।ज तक वेदाज्भित्व स्थान को प्राप्त है ।***-- निरुक्त में बहुसंस्यक 


१. कम्न्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, अ« २, पृष्ठ ५६-५७ । 


वेदों का महत्व और उनके प्रचार के उपाय ६ 


निवंचन मूखंता-पूर्ण हैं, क्योंकि वे अशुद्ध सिद्धान्त पर आश्रित हैं ।****** “इस 
सिद्धान्ताश्रय के कारण अनेक निर्वचन काल्पनिक हैं। शुद्ध निवंचन तो बहुत ही 
अल्प क्ष्यक है ।*' 

(ख) एक भाषाशास्त्री के रूप में ख्याति को प्राप्त हुए सिद्धेश्वर वर्मा कहते 
हैं -- 

“इससे ज्ञात होता है कि यास्क का निवंचनप्रदर्शनोत्साह्‌ पागलपन की सीमा 
को प्राप्त हो चुका है ।'* 

“यास्क निवंचनशास्त्र का उललच्बूनकर्ता था। उसके निर्वंचन के पागलपन ने 
उसकी कल्पनाशक्ति को नष्ट कर दिया था । उसकी कल्पना की दरिद्रता विलक्षण 
है । इस गम्भीर दोष से वह न केवल व्यथं, शिथिल, सारहीन, अयुक्त निर्वंचन 
ही करता है, अपितु यह भी विदित होता है कि वह इसको भी नहीं जानता था 
कि “लक्षणादि से भी किन्‍्हीं शब्दों के अर्थों का विस्तार होता है ।' इसलिये उसने 
लाक्षणिक अर्थों के द्योतन के लिये भी पृथक्‌ निवंचन किये हैं । 

इन उद्धरणों से अत्यन्त विस्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य विद्वानू ईसाई मत 
के पक्षपात से अनुसंधान के बहाने वेदिकवाडःमय के विषय में जो प्रलाप कर गये, 
उसी के अध्ययन से भारतीय विद्वान्‌ कैसी विचित्र मानसिक दासता को प्राप्त हो 
गये | ये विश्वविद्यालयों में पढ़ हुए विद्वान पाश्चात्य आखों से हो बंदिक वा डः मय 
को देखते हैं, इनकी अपनी आंख नहीं है । इसलिये ऋग्वेद में सत्य ही कहा है-- 
'पद्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदन्ध:' (ऋ० १॥१६४।१६) । 

इस तरह वेद-प्रचार के हास के कारणों को बताकर, उनके प्रतिकार के 
लिये कतिपय उपाय बताते हैं-- 

(१) वेदों की बेदिकवाडमय के प्रमाणों से ऐपी वंज्ञानिकों व्याख्या की 
जाये, जिससे आधुनिक तकंप्रधान लोग वेदों में श्रद्धावान्‌ होवें, और उसके अध्ययन 
में प्रवत्त होवें । 

(२) यज्ञों को भी ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या करनी चाहिये, जिससे वैदिक 





१. द्र०--'काशीनाथ राजवाड' द्वारा सम्पादित निरुक्त [पूनानगरस्थ भण्डार- 
कर प्राच्यविद्यानुसंघानसंस्थान से प्रकाशित) भूमिका, पृष्ठ ४०-४३ । 

२. इटिमोलोजी आफ यास्क, पृष्ठ हे । 

३: वही ग्रन्थ, पृष्ठ ८५ । 


६२ वेंदिक-सिद्वान्त-मोमांसायांम्‌ 


कर्मेकाण्ड के विषय में पाइ्यात्य शिक्षा-दीक्षित सभी प्रकार के लोगों के हृदयों में 
विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो । यज्ञों के प्रचार से वेदाध्ययन में प्रगति होना निश्चित है । 


(३) वेदों के अध्ययन और श्रवण का सब को अधिकार हो (जो वस्तुतः अधि- 
कारी नहीं है, वह स्वयं ही उसके अध्ययन से दूर रहतो है) । 


इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत 'वेदाष्ययन में सद को अधिकार 
है' अत्यन्त प्रामाशिक है। इसीलिये बेदाधिकारनिरूपण प्रसद्भ में श्री सत्यत्नत साम- 
श्रमी ने भी लिखा है -- 

“शूद्व के वेदांधिकार में साक्षात्‌ वेदवचन भी स्वामी दयानन्द ने प्रदर्शित किया 
है --'यथेमां वाच ० (वा० सं० २३।२ ) इत्यादि । 


उक्त मत के अनुसार यदि शूद्रों और अतिक्षुद्रों को भी वेदज्ञान में अधिकार है, 
तो स्त्रियों ने क्या अपराध किया ? द्विजपत्नी होने के कारण उनको वेदों के अध्ययन 
का अधिकार प्राप्त-ही है | गार्गी, मैत्रेयो, वाचक्‍्नवी आदि प्रनेक ब्रह्मवादिनी हो 
चुकी हैं, ये ब्रह्मवादिनियां बैदिक ग्रन्थों में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 


''पूर्व काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, .और वे गुरुजनों से वेदों 
का विधिवत्‌ अश्ययत भी करती थीं । यथा - 


'पुराकल्पे तु नारोणां मोज्जीबन्धन मिष्यते । 
अध्ययनं व वेद।नां भिक्षाचर्य तथंव च 


स्त्रियों के उपनयन में मन्त्रश्रमाण भी है. 'भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता'(ऋष० 
१०।१०६।४) । 

शुद्रकुलोत्पन्न मातज्भादि अनेक ऋषियों की ब्राह्मणत्त प्राप्ति इतिहास-प्रन्थों में 
प्रसिद्ध है । ब्राह्मएत्व प्राप्ति वेदज्ञान के विना झ्िसी प्रकार भी सम्भव नहीं । 
इसलिये वेदाध्ययनत से किसी को भी बलात्‌ रोकता ठीक नहीं हैं । तभी “क्ृण्वन्तो 
विश्वमायं भू (ऋ* ६।६३।५) इस मन्त्रानुस्तार सारे विश्व को वेदिक धर्मानुथायी 
बनाने में हम समर्थ हो सकते हैं । वेद का समस्त भूमण्डल में प्रसार हो, इस आ्राकांक्षा 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आयंसमाज का तीसरा नियम बनाया-- 


१. ऐतरेयालोचन, पृष्ठ ७ । 
२. यह श्लोक निर्णयसिन्घु के तृतीयपरिच्छेद में “इत्ति यमोक्‍ते: लिखकर उद्घृत 


किया है । 


(6)५व/0ध/0000/#/5 





वेदों का महत्त्व और उनके प्रचार के उपाय द्३्‌ 


'वेद सब सत्य विद्याओं का [ग्राकर |] ग्रन्य हैं। वेदों फा पढ़ना-पढ़ाना सुनना- 
सुनाना सब भ्रार्यों का परम घर्म है | 

अहो ! दुःख की बात है ! वेद तथा वेदिक मत के प्रसार के लिये जिन्होंने स्व- 
जीवन का भी उत्सर्ग किया, ऐसे स्वामी दयानन्द के द्वारा जो आर्यंसमाज प्रवर्तित 
हुआ, वही अपने आचार्य की आज्ञा की उपेक्षा करके अपने परमधर्म, जो कि वेदा- 
घ्ययन है, उससे ग्रब प्राइुमुख हो गया है। इसलिये "को वेदानुद्धरिष्यति वेदों का 
कौन उद्धार करेगा ? यह प्रश्न अबं. विशेष रूप से उपस्थित है । 

(४) पाश्चात्य विद्वानों द्वारा ईप्तनाई मत के पक्षपात से अनुसन्धान के बहाने 
वैदिक वाइमय की निन्‍दा करनेवाले जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनको विश्वविद्यालयों 
में पढ़ाना जिस प्रकार सर्वथा बन्द हो जाये, उस प्रकार का विशेष प्रयत्न करना 
चाहिये। जिससे वहां अध्ययन करनेवाले भावी विद्वान्‌ वेदनिन्दक तथा वेदों की उपेक्षा 
करनेवाले न बने । 

(५) पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा लिखे गये भाषाविज्ञान, वैदिक देवशास्त्र, 
वेज्ञानिक इतिहासादि विषयों और विकासवाद को दृष्टि में रखकर भारतीय भाषा- 
संस्कृति-साहित्य-इतिहास इत्यादि विषयों में पाइ्चात्य विद्वानों वा उनके अनुयायी 
भारतीयों ने जो अन्यथा प्रलाप किया है, उसके प्रचार के निरोध के लिये अपनी 
भारतीय दृष्टि से भाषा-विज्ञानादि विषयक ग्रन्थ निर्माण करने चाहिये) ओर 
पाइचात्य मतों की प्रौह़ आलोचना एवं उनका खण्डन करना चाहिये । 

(६) वेदों तथा वंदिक वाडः मय के प्रचार के लिये प्राचीन ग्रन्थों को छपवाने के 
लिये ऐसे उपाय किये जायें, जिनसे ये ग्रन्थ सुगमता से प्राप्त हों । 

(७) वेद-प्रसार के लिए सुरभारती (सस्कृतभाषा) का प्रचार आवश्यक है । 
उसके विना वेद का प्रचार कभी नहीं हो सकता । अतः सस्कृतभाषा के प्रचार के 
लिये महान्‌ यत्न करना चाहिये, जिससे कि यह हमारी राध्ट्रभाषा (संस्कृत) अपने 
वास्तविक पद को ग्रलंकृत करे । इस हेतु सुगम रीति से संस्क्ृत-भाषा-शिक्षक ग्रन्थ 
निर्मित किये जावें, स्थान-स्थान में संस्कृत-पाठ्यालाओों की स्थापना हो और संस्कृत- 
भाषा के अध्ययन करनेवाले छात्रों के लिये छात्रवृत्ति तथा पुरस्कारादि का प्रबन्ध 
हो । 

श्रोतमार्ग समुहिश्य श्रौतयज्ञरय प्रक्षिया: । 
व्यासख्याता लेशतो छात्र वेदविद्याप्रसिद्धये ।| 
प्रसाराय च वेदानां उपायाइ्चेह दह्िताः । 
न तु मीमांसकख्याति प्राप्तोडस्मोत्य भिमानतः ॥। 


६४ वेदिक-सिद्धान्त-मी मांसा या म्‌ 


में भ्रा्मा करता हूं कि उपरिनिदिष्ट कतिपय उपायों से वेद के पुनः प्रसार मे 
झवश्य सहायता मिलेगी । 

मैंसे भौतमार्ग को सन्‍्मुख रखकर श्रोतयज्ञों की प्रक्रियाओं का यहां संक्षिप्तसा 
व्याध्यान वेदविद्या की -प्रसिद्धि के. लिये किया है.। और वेदों के प्रसार के लिये उपाय 
भी दिख्लाये हैं। यह सब “मैं मीमांश्क नाम से प्रसिद्ध हूं' इस ख्याति के अभिमान से 
नहीं लिखा । 


ओर अन्त में--- 


आगमप्रवणइचाहू नापवाद्य: स्खलक्षपि | 
नहि सद्वत्मंना गच्छत्‌ सस्‍खलितैष्वप्यपोच्ंते ॥। 
मैं वेदमार्ग का अनुयायी हूं, इसलिये कहीं मेरे द्वारा स्खलन भ्रमाद वा श्रान्ति 
होने पर भी मैं निन्‍दा के योग्य नहीं हूं । सनन्‍्मागं पर चलते हुए व्यक्ति से स्तलनत होने 
पर भी सत्पुरुषों द्वारा उत्तकी निन्‍दा नहीं की जाती है, श्रपितु उसका समाधान किया 
जाता है । 


| ओं धाम ॥। 





